हिन्दी 
प्रथमादृत्ति ५२०० [विजयादशमी १२ अक्टूबर, १६०६] 


(पण्डित बाबूभाई मेहता स्मृति सभागृह 
के उद्घाटन के श्रवसर पर) 


गुजराती २००० 


मूल्य पाँच रपये 
विषय-सुची 
पृष्ठ सख्या 
(१) समयसार गाथा ३२० १ से १३३ 
(जयसेनाचार्यक्रत टीकापर प्रवचन ) 
(२) समयसार गाया ३२० १३५ से १४६ 
(अमृतचन्द्राचार्यक्त टीकापर प्रवचन ) 
(३) समयसार गाथा ११४ १५१ से १६२ 
(श्रमृतचन्द्राचायंक्रत टीकापर प्रवचन ) 
(४) समयसार गाथा २७१ १९३ से २१२ 
(पाण्डे राजमलजीकंत टीकापर प्रवचन) 
मुद्रक 


कपुर श्रार्ट प्रिन्टर्स 
भनिहारो का रास्ता, 
जयपुर 


प्रकाशकीय 


वीतरागमार्ग प्रभावक आ्ाध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी 
के श्री समयसार गाथा ३२० की जयसेनाचार्य एव श्रमृतचन्द्राचायक्ृत टीका- 
पर, प्रवचनसार गाथा ११४ की श्रमृतचन्द्राचायकत टीकापर एव समयसार 
कलश २७१ पर पाडे राजमलजी की टीकापर हुए प्रवचनो का हिन्दी 
प्रनुवाद “अ्रध्यात्म रत्तन्नय” के रूप मे पाठकों के कर-कमलो मे प्रस्तुत करते 
हुए हमे भ्रत्यन्त प्रसन्नता का श्रनुभव हो रहा है । 

पूज्य श्रो कानजी स्वामी इस युग मे परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द 
श्रादि दिग्म्बर सतो एवं आात्मज्ञानी विद्वानों द्वारा लिपिबद्ध जिनवाणी 
के सरलतम व्याख्याकार तथा शआत्मानुभवी महापुरुष हो गये है । उनके 
अतमु खी पुरुषार्थप्रेरक प्रवचनो ने लाखो लोगो को मुक्तिमार्ग का स्वरूप 
समभने का जिज्ञासा एव उसपर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। उनके 
द्वारा प्रारंभ श्राष्यात्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप जनसाधारण मे भी जिना- 
गम का अ्रध्ययतत करने की रुचि, उसे समझने को क्षमता एव जीवन मे 
उतारने की प्रेरणा प्रस्फुटित हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार एव 
प्रवचनसार पर अनेक बार प्रवचत किए हैं। श्री समयसार की ३<०वी 
गाथा की जयसेनाचार्यक्रत टीका मे परमपारिणा[मिक भाव की महिमा 
का विशेष वर्णन किया गया है, तथा श्रमृतचन्द्राचार्य कृत टीका मे चक्ष के 
उदाहरण से कर्त्ता-कर्म सम्बन्धी अ्रज्मान को दूर किया गया है। प्रवचनसार 


की ११४वीं गाथा मे दोनो नयो से श्रात्मा का स्वरूप स्पष्ट किया है । 
इसीप्रकार समयसार के २७१वें कलश मे ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्धी भ्रान्ति को 
दूर किया गया है । ये सभी विषय श्रात्महित मे अत्यन्त उपयोगी होने से 
माननीय प. लालचन्द भाई की भावनानुसार श्री कुन्दकुन्द-कहान परमागम 
का प्रकाशन ट्रस्ट, वम्बई हारा दो वर्ष पूर्व गुजराती मे प्रकाशित किये 
गये थे । 

इन भ्रवचनों का लाभ हिन्दीभाषी अध्यात्मरसिक पाठक भी ले, इस 
भावना से श्रीमान्‌ शान्तीभाई जवेरी, वम्बईवालो ने प्‌. राजकुमा रजी 


( मा ) 


शास्त्री, मौ वालो से इनका हिन्दी श्रनुवाद करने का श्राग्रह किया, जिसे 
स्वीकार करके उन्होने श्रल्प समय मे ही उनका शब्दश अनुवाद कर दिया । 


विद्वद्वय माननीय श्री लालचन्दभाई ने इसके प्रकाशन के सबध मे 
जब मुभसे चर्चा की तो पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से इसके 
प्रकाशन का निर्णाय किया गया तथा पडित अ्रभयकुमारजी शास्त्री से 
इसका सम्पादन करने का श्रनुरोध किया, जिसे उन्होने सह्ष स्वीकार 
करके हिन्दी भाषा के प्रवाह एवं पूज्य गुरुदेवश्नी के गम्भीर भावों तथा 
रसोत्पादक शैली का ध्यान रखते हुए यह काय सम्पन्न कर दिया । 


इस सकलन में दो गाथाये एव एक कलश - इसप्रकार तीन प्रकरणों 
पर प्रवचन होने से इसका नाम गुजराती में “अध्यात्म प्रवचन-रत्तत्रय” 
रखा गया है, तथापि सक्षिप्त नाम उच्चारण मे सरल होने से तथा शीक्र 
प्रचलित होने से हिन्दी मे इसका नाम “अ्रध्यात्म रत्नत्रय” रखा गया है । 


हिन्दी भाषी समाज अ्रधिक से श्रधिक सख्या मे इन प्रवचनों का लाभ 
ले - इस पवित्र भावना से श्रीमान्‌ शातीभाई जवेरी, बम्बईवालो की ओर 
से इसका विक्रयमूल्य लागतमूल्य से लगभग झ्राधा कर दिया गया है। एतदर्थ 
वे हादिक धन्यवाद के पात्र हैं । 


तीर्थंकर भगवतो एवं दिगम्बर सतो का जितना उपकार माना 
जाय, उतना ही कम है । इन प्रवचनो द्वारा जिनवाणा का रहस्य खोलकर 
पूज्य कानजी स्वामी ने हम सब पर अनन्त उपकार किया है । इन प्रवचनों 
के गुजराती सकलन मे श्री रमणलाल मारिगकलाल शाह, रखियालवालो 
का भी विशेष योगदान रहा है, एतदर्थ मैं उनका तथा श्रनुवादक एव 
सम्पादक महोदय का हादिक ग्राभारी हूँ । 


मुद्रण व्यवस्था मे श्री अखिल बसल ने तथा मुद्रण कार्य में 
श्री कपूरचद जन कपूर आर ्रिन्ट्संवालो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, 
ग्रत वे भी घन्यवाद के पात्र हैं । 

इन प्रवचनों का मर्म समभकर सभी जन शुद्धात्मस्वभाव की श्रद्धा- 
ज्ञान एव लीनता प्रगट करें - यही मगल भावना है । 


- नेमीचन्द पाटनी 
मन्त्री, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 


( 7ए ) 


समभ्पादकीय 


परमपूज्य तीर्थकरो एवं दिगम्बर सतो द्वारा बताये गये मुक्तिमार्ग 
की सरल एवं सरस व्याख्या करके पूज्य श्री कानजी स्वामी मे हम सब 
पर अनन्त उपकार किया है। यद्यपि वे आज हमारे बीच नही है, तथापि 
उनके प्रवचनों की अ्रमूल्य निधि ठेपो एवं पुस्तकाकार रूप मे हमारे बीच 
उपलब्ध है । उनके अधिकाश प्रवचन गुजराती भाषा मे हुए हैं, श्रत हिन्दी 
भाषा मे उनके भ्रनुवाद एवं प्रकाशन अत्यन्त आ्रावश्यक है, ताकि हिन्दी- 
भाषी धर्मप्रे मी समाज भी उन प्रवचनों के माध्यम से जिनागम का मर्मे 
समभ कर शआ्रात्मकल्याण कर सके । 


पूज्य गुरुदेवश्री के गुजराती मे हुए प्रवचनों को अनुवादित एव 
सम्पादित करके हिन्दीभाषी पाठकों तक पहुँचाने का काम महान सौभाग्य 
एवं गौरवपूर्ण होते हुए भी अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण है, क्योकि किसो एक 


भाषा का दूसरी भाषा मे अनुवाद करते समय अनेक बातो को ध्यान मे 
रखना पडता है । 


पूज्य गुरुदेवश्नी के प्रवचनों को ठेपो से शीघ्रलिपिक (स्टेनो) द्वारा 
गृजराती मे लिखा जाता है, तदनन्तर गुजराती भाषा मे ही उन प्रवचनों 
को व्यवस्थित करके प्रकाशित किया जाता है। गुजराती मे प्रकाशित 
प्रवचनों के अक्षरश, श्रनुवाद को भी हिन्दोभाषा के प्रवाह की दृष्टि से 


सम्पादित करना आवश्यक हो जाता है, ताकि पूरी बात स्पष्टरूप से पाठकों 
तक पहुँच सके । 


प्रस्तुत कृति मे सकलित प्रवचनों का गुजराती से हिन्दी मे अनुवाद 
करने का सोभाग्य शास्त्री कक्षा मे मेरे सहपाठी प राजकुमारजी शास्त्री 
मी वालो को प्राप्त हुआ है । श्रादरणीय श्री नेमीचदजी पाटनी ने मुझे इस 
के सम्पादन का अवसर प्रदान किया, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ। 


६. है.) 


सम्पादन के सदर्भ में विह्वद्वये माननीय श्री लालचदभाई से श्रनेक 

प्रकार के मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। उनकी यह विशेष भावना थी कि 

शुरुदेवश्री के प्रवचनो मे चाहे जितनी भी पुनरावृत्ति हो, परन्तु कोई भी 

अश हटाया न जाय । मात्र हिन्दीभाषा के प्रवाह एवं सम्प्रेषणीयता को 

ध्यान मे रखते हुए वाक्यो के गठन मे श्रावश्यक परिवर्तन किए जाएँ, ताकि 
हिन्दीभाषी लोग सरलतापूर्वक गुरुदेवश्री का श्रभिप्राय समझ सकें । 


इस सदर्भ मे प राजकुमार शास्त्री ने भी श्रपनी भावना व्यक्त करते 
हुए कहा कि पूज्य गुरुदेवश्री की शेली की टोन कायम रखी जाय तो अच्छा 
है, ताकि पढते समय पाठको को ऐसा लगे कि हम साक्षात्‌ ग्रुरुदेवश्री का ही 
प्रवचन सुन रहे हैं । 


मैंने उक्त दोनों महानुभावों के अ्रभिप्राय का पूरा-पूरा ध्यान रखते 
हुए यह कार्य सम्पन्न किया है तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि 
गुरुदेवश्री की शैली की सरलता, सहजता, करुणा एवं आ्राल्हाद आदि 
विशेषताओं को कायम रखते हुए भी भाषा प्रवाहपूर्णा हो, वाक्य सरल एव 
पूरे हो, तथा कर्ता-कर्म, क्रिया आदि का प्रयोग नियमानुसार हो, ताकि 
भविष्य मे सैकडो वर्षों तक भी पाठकगरा इन प्रवचनो को पढकर गुरुदेवश्री 
के भावो को यथार्थरूप से समझ सकें । 

अ्रत यह कार्य सम्पन्न करते हुए निम्न तथ्यो पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । 

(१) ग्रुरुदेवश्री के प्रवचनो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह 
थी कि उनमे विषय प्रदिपादन के साथ-साथ श्रध्यात्मरस से उत्पन्न आल्हाद 
एव भ्रज्ञान से दु खी प्राणियों के प्रति करुणा का भरना भी भरता था। 
उक्त दोनो परस्पर विरुद्ध भावों की अभिव्यक्ति वे प्राय अहाहा * 
शब्द द्वारा किया करते थे, जिसे उनके स्वरो के उतार-चढाव के द्वारा 
श्रोताजन॒ सरलता से समभ लेते थे । स्वरो के उतार-चढाव को लिपिबद्ध 
नही किया जा सकता, श्रतः शुद्धात्मतत्त्व की महिमा जैसे आल्हादोत्पादक 
स्थलो मे ही 'अहाहा' *” ।!” शब्द का प्रयोग किया गया है। 


(२) सम्बोधन एव महिमापरक शब्दों का यदि हर वाक्य मे प्रयोग 
हो तो भाषा के प्रवाह मे व्यवधान उत्पन्न होता है, श्रतः श्रावश्यक स्थलो 
पर ही इसप्रकार के शब्दो का प्रयोग किया गया है । 


( हा ) 


(३) कही-कही कोई वाक्य तथा उदाहरण अधूरे भी रह गये है, 
जिन्हे सदभ के भ्रनुसार पूरा किया गया है। 


उदाहरणाथ्थ - “देखो - एक राजा की रानी भरोखे मे रहती थी, 
एक बार रानी साहब भरोखे मे से बाहर निकली, तो उनको देखने के लिए 
लोगो के ठोले के टोले उमड पडे, ऐसे यहाँ कहते है - यह भगवान श्रात्मा 
अ्रनादि काल से राग और पर्यायबुद्धि के ओभल में पडा है, इसे देखने के 
लिए एकबार अन्तमु ख होकर प्रयत्त तो कर ।” इस अश को तिम्तानुसार 
व्यवस्थित किया गया है :-- 


देखो - जैसे राजा की रानी पर्द मे रहती है और लोग उसे देखने 
के लिए उत्सुकता से उमड पडते हैं, वेसे भगवान श्रात्मा अ्रनादि काल से 
पर्यायबुद्धि श्रौर राग के पर्दे मे ढका है। तू उसे देखने की उत्सुकता से 
अ्रन्तमु ख होकर प्रयत्न तो कर । 


(४) कही-कही श्रधूरे वाक्य प्रयोग के कारण शअ्रभिप्राय स्पष्ट नही 
हो पाता, भरत. उन वाक्यो को पूरा करके अभिप्राय स्पष्ट किया गया है । 
जैसे - “अहाहा ! क्या ज्ञान का निरावलबी स्वभाव ।” इस वाक्य को 
“अहाहा ! ज्ञान के निरावलबी स्वभाव की महिमा का क्या कहना ।” इस- 
प्रकार व्यवस्थित किया गया है । 


(५) कही-कही विशेषणों का विशेष्य के साथ मे प्रयोग न होने से 
वाक्य अटपटा लगता है, भरत. विशेषणो को विशेष्य के साथ रखा गया है, 
जैसे - “जयसेनाचार्य महामुनिराज दिगम्बर सत की यह टीका है - इस 
वाक्य को - “महा मुनिराज दिगम्बर सत जयसेनाचार्य की यह टीका है” 
इस रूप भे प्रस्तुत किया गया है । 


(६) इसीप्रकार कर्ता-कर्म के अव्यवस्थित प्रयोग को भी सुधारा 
गया है, जैसे उदाहरणार्थ - “जिनागम का मर्म खोलकर शग्रहो ! आ्राचार्य 
देव ने महान उपहार किया है ।” इस वाक्य को “अहो ! आचाय॑देव ने 


जिनागम का मर्म खोलकर महान उपहार किया है ।” इस रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है । 


(७) “क्या कहा ?” “लो ऐसी बात” जैसे सम्बोधन शब्दों को 
भी मात्र श्रावश्यकतानुसार ही रखा गया है । 


( एछग्र ) 


(८) बार-बार पर्यायवाची शब्दो का प्रयोग भी प्रवाह मे व्यवधान 
उत्पन्न करता है, झतः ऐसे शब्दों को भी भ्रावश्यकतानुसार ही स्थान दिया 
गया है ! 


इस कार्य मे तत्त्व-प्रचार में योगदान के साथ-साथ श्रात्महित का 
भी विशेष अवसर भ्राप्त हुआ जिसे, मैं भ्रपता सौभाग्य मानता हूँ । ऐसे 
झ्रवसर बार-बार मिलते रहे यही मेरी भावना है । 


पूज्य गुरुदेवश्री की वाणी का मर्म युगो-युगो तक भव्य जीव प्राप्त 
करते रहे - इसी भावना से मैंने यह कार्य किया है । यदि पाठकगरा पृज्य 
गुरुदेवश्री के भावों एव शैली से परिचित हो सके तो मैं श्रपन्ता श्रम सार्थक 
समभूगा । 


- श्रभयकुमार जेन शास्त्री 
एम काम, जैनदर्शनाचार्य 





कब, २७---कक-4-३--:क-५-२७-१३-१३-२७-२-५७--९--२७-२७-७-५७-:७७-२७-६७-२७-२७-७--६७७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७ 





यह राग-आग दहै सदा, ताते समामृत सेझइते। 
चिर भजे विषय-कषाय श्रव तो, त्याग निज-पद बेइये ॥। 
कहा रच्यौं पर-पद में न तेरा, पद यहै क्यों ढुंख सहे । 
अब दोल ! होड सुखी स्व-पद रचि, दाव मत चूको यहै ।। 

- पण्डित दौलतराम छहठाला, छठवीं ढाल 


२७०७-७०. ७-७-७-७-७-७-७-७७--५९-७-७-७-७-७-७-९-७--७-९-७-७-७:७-७-७-७-७-७-६०७:७-७-४-७:७:७-७:७०७७/ 


अ्रध्यात्स रत्नत्रथ 
समयसार गाथा ३२० : तात्पर्यवृत्ति टीका 
मूल गाथा एवं संस्कृत छाया 
दिदूठी सं पि राणं' श्रकारयं तह अ्रवेदर्य चेव । 
जाणदि य बंधमोक्खं कम्सुदयं॑ रिज्ञरं चेव 0 
दृष्टि: यथेव ज्ञानसकारक तथा$बेदकं चेव । 
जाताति च बंँधसोक्ष कर्मोद्यं निर्जरा चेव ॥३२०७ 
जयसेनाचार्य कृत संस्क्ृत टीका एवं उसका हिन्दी श्रनुवाद 
तमेव श्रकत्‌ त्वभोक्‍्तृत्वाभाव॑ विशेषेश!॒ समर्थयति; 
[ दिट्ठी सय॑ पि णाणं श्रकारयं तह अवेदय चेव] यथा हृष्ठिः 


ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान; नहि कारक नहों बेदक श्रहो । 
जाने हि कर्सोद्य निरजरा, बन्ध त्यों ही मोक्ष को ॥३२०७ 

गाथाथे : (जह एवं दिट्‌ठी) जेसे नेत्र दृश्य पदार्थ को 
देखता है लेकिन पदार्थ का कर्त्ता भोक्ता नही है, (तह) उसी 
प्रकार, (णाणंसयंपि) ज्ञान स्वयं भी, (ग्रकारयं) प्रकारक, 
(श्रवेदय च एवं) तथा अ्वेदक है, (य) और, (बंधमोवखं ) 
बंधमोक्ष, (कम्छुदयं ) कर्मोदय, (णिज्जरं च) तया निजरा 
को, (जाणदि एव) जानता ही है । 

अब इसी कतृ त्त्व व भोकतृत्व के श्रभाव का दृष्टान्त- 
पूर्वक समर्थन करते है - 

टीका - (दिदूठी सयंपि खाणंय श्रकार तह श्रवेदय 
चेव) जेसे चक्षु अग्निरूप दृश्य को देखता है किन्तु जलाने वाले 


१. शभ्ात्मख्याति दीका मे “दिट्ठी जहेव णाण” पाठ है, तदनुसार सस्कृत छाया 
व गाथाथे दिया गया है। 


दा 


रे] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


कर्न्नी रृश्यमग्निरूपं॑ वस्तुसंघुक्षरां पुरुषवन्न करोति तथैव च 
तप्ताय पिडवदनुमवरूपेरा न वेदयति तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन 
शुद्धज्ञानपरिणत जीवो वा स्वयं शुद्धोपादानरूपेरा न करोति न 
च बेदयति । श्रथवा पाठान्तरं [विट्ठी खयंपि णाणं] तस्य 
व्याख्यान - न केवल दृष्ठिठ: क्षायिकज्ञानमपि निश्चयेन कर्म- 
रसामकारक तथवावेदकसपि । तथाभृतः सन्‌ कि करोति ? 
[ जारादि य बन्धमोक्‍र्ख ] जानाति च। कौ ? बन्धमोक्षी न 
केवल बन्धसोक्षों [ कम्मुदयं शिज्जरंचेव] शुभाशुभरूपं कर्मोदय 
सविपाकाधिपाकरूपेर/ सकामाकामरूपेरा वा द्विधा नि्जरां चेव 
जानाति हति । 
एवं सर्वविशुद्धपारिणासिकपरमभावश्राहकेर शुद्धो- 
पादानभुतेन शुद्धद्रव्याथिकनयेन कतृ त्व-मोक्तृत्व-बन्ध-सो क्षा- 
पुरुष के समान वह उसे जलाता नही है, तथा तप्तायमान 
लौहपिण्ड के समान वह उसे अनुभवरूप से वेदता (भोक्ता) 
भी नही है, वसे शुद्ध ज्ञान भी अथवा श्रभेद विवक्षा से शुद्धज्ञान 
मे परिणत हुआ जीव भी शुद्ध उपादान रूप से, ( अन्य द्रव्यो को ) 
न करता ही है भ्ौर न वेदता ही है, (अनुभवता ही है) 
अथवा पाठान्तर से, (दिदठी खणपि णार्ण) केवल दृष्टि 
ही नही किन्तु क्षायिक ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक 
है श्ौर अभोक्ता है। ऐसा होता हुआ वह क्‍या करता है ? 
(जाणदि य बंध मोक्‍्खं) बध और मोक्ष को जानता है । 
केवल बधघ और मोक्ष को ही नही किन्तु (कम्मुदयं णिज्जरं 
चेव) शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को तथा सविपाक, अ्विपाक 
रूप श्रथवा सकाम और अकाम रूप से होने वाली दो प्रकार 
की निर्जरा को भी जानता है । 
इस प्रकार शुद्ध पारिणामिकभाव ग्राहक, शुद्ध उपा- 
दानभूत शुद्ध द्रव्याथिक-नय के द्वारा यह जीव कर्तापन 


समयसार गाजरा ३२२० ] [ ३ 


दिकारणपरिणामशन्यों जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायाँ 
पश्चाद्गाथाचतुष्टपेन.. जीवस्यथाकतु त्वगुणव्यास्यानसुख्यत्वेन 
सामान्यविवरणं कृत । पुनरपि गाथाचतुष्ठयेन शुद्धस्यापि 
यत्प्रकृतिभिबंन्धी भवति तदज्ञानस्यथ. माहात्म्यमित्यज्ञान- 
सामथ्येक्थनरूपेण विशेषनिवरण्ण कृत । पुनश्च गाथाचतुष्टयेन 
जीवस्याभोक्तृत्वगुराव्याख्यानमुख्यत्वेन व्याख्यान कृत । तदनन्तरं 
शुद्धनिश्वयेन तस्येघ कतृ त्वबन्धमोक्षादिककारणपरिरणासवर्जन- 
रूपस्य दृदशगाथाव्याख्यानस्थोपसंहा ररूपेरण गाथाहयं गत॑ ॥ 

इति ससमयसारव्यास्यायां.. शुद्धात्मानुभ्नुतिलक्षणायां 
तात्पयंवत्तो मोक्षाघिकारसम्बन्धिनी चुलिका समाप्ता श्रथवा 
द्वितीयव्याख्यानेनात्र सोक्षाधिकार ससाप्तः। 
भोक्तापन तथा बन्ध, मोक्षादि के कारण और परिणाम से 
रहित है - ऐसा सूचित किया है। 

इस प्रकार समुदाय पातनिका में पीछे की चार गाथाओरो 
द्वारा जीव के अकर्तापन गुण के व्याख्यान की मुख्यता से 
सामान्य वर्णन किया है। फिर चार गाथाओ मे यह बताया है 
कि निश्चय से शुद्ध जीव को भी जो कर्मप्रकृतियों का बन्ध 
होता है वह श्रज्ञात का माहात्म्य है - इस प्रकार श्रज्ञान की 
सामर्थ्य का विशेष रूप से वर्णन किया है। फिर चार गाथाओ 
में जीव के अभोक्‍तापन के व्याख्यान की मुख्यता से कथन किया 
है । तत्पश्चात्‌ शुद्धनिश्वय-नय से कर्तापन, बन्ध भोक्षादि का 
कारण और परिणाम की निषेघरूप बारह गाथाओ का 
उपसहार दो गाथाओ मे हुआ है । 

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत जुद्धात्मानुभूति 
लक्षण॒वाली तात्पर्यबृत्ति नाम की श्री समयसारजी की व्याख्या 
के हिन्दी श्रनुवाद में मोक्षाघिकार सम्बन्धी यह चलिका 
समाप्त हुई, भ्रथवा द्वितीय व्याख्यान से मोक्ष अधिकार 
समाप्त हुआ । 


४ | [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


कि व्‌ विशेष - श्रोपशमसिकादिपंचभावानां मध्ये फेन 
भावेन सोक्षो भवतीति विचायंते ॥ तत्रोपशमिकक्षायोपशसिक- 
क्षायिकोदयिकभावचतुष्टयं पर्यायरूपं भवति, शुद्धपारिणासिकस्तु 
द्रव्यरूप इति। तच्च परस्परसापेक्ष द्रव्यपर्यायद्बय मात्मा 
पदार्था भण्यते । 

ततन्न तावज्जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वन्निविधपरि रपामिक भाव- 
मध्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षणं यत्पारिणासिकत्वं॑ तच्छुद्धद्रव्या- 
थिकनयाश्षितत्वान्तिरावरण्ण शुद्धपारिणासिक्रभावसज्ञं ज्ञातव्यं 
तत्त्‌ बन्धसोक्षपर्यायपरिणतिरहितं । यत्पुनदंशप्राणरूप॑ जीवचत्व॑ 
भव्याभव्यत्वद्यं तत्पर्यायाथिकनयाश्षितत्वाद शुद्ध पारिणपरसिक- 
भावसंज्ञसिति । 


अब यहाँ पर विचार किया जाता है कि जीव के 
झ्औौपशमिक गआरादि पाँच भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष 
होता है ? सो वहाँ औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक श्र 
आऔदयिक ऐसे चार भाव तो पर्यायरूप है और एक शुद्ध 
पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है। वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य-पर्याय- 

८ हयरूप श्रात्मा पदार्थ हे । 

वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और श्रभव्यत्व तीन प्रकार का 
पारिणामिक भाव है। उसमे भी शक्ति लक्षण शुद्ध जीवत्व 
पारिणामिक भाव है, वही शुद्ध द्रव्याथिक नय के आ्राश्चित होने 
से निरावरण शुद्ध पारिशमिक भाव है नाम जिसका ऐसा 
जानना चाहिए जो कि बन्ध और मोक्षरूप पर्याय की परिणाति 
से रहित है और दश श्राण रूप जीवत्व श्रौर भव्यत्व 
श्रभव्यत्वह्यय ये सब पर्यायाथिक चय के आश्रित होने से भ्रशुद्ध 
पारिणामिक नामवाले है ।' 

यहाँ प्रश्न होता है कि ये तीनो अशुद्ध पारिणामिक 
क्यो है ? इसका उत्तर यह है कि दश प्राणरूप जीवत्व,भव्यत्व | 


समयसार गाथा ३२२० ] [ ४ 


कथमशुद्धमिति चेत्‌, संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु 
सर्वंथेव दशप्राणरूप जीवत्वभव्याभव्यत्व दद्याभावादिति 

तन्न प्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्षण पारिणासिकस्तु यथा- 
संभव सम्यक्त्वादिजीवगुणघातक॑ देशघातिसवबंघातिसंज्ञं मोहा- 
दिकमंसासान्य पर्यायाथिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति बिज्ञेयं । - 
तत्र च यदा कालादिलब्धिवशेन भव्यत्वशक्तिव्येक्तिभवति 
तदायं जोवः सहजशुद्धपारिणासिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्य- 
सम्पकश्नद्धानज्ञानानुचरणपर्यायरूपेरण परिणसति | तच्च परिरण- 
सनसागसभाषयोपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिक भावत्रयं भण्पते । 


ग्रध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरिणास शुद्धोपयोग 
इत्यादि पर्यायसंज्ञां लभते । 


शरीर अभव्यत्व इन तीनो का सिद्धों में तो सवंथा श्रभाव है 
किन्तु ससारी जीवो मे भी शुद्ध निश्चयनय से इनका अभाव 
होने से ये भ्रशद्ध है । हे 
वहाँ इन तीनो में से भव्यत्व लक्षण वाले पारिणामिक 
भाव का तो पर्यायार्थिक नय से यथा-सम्भव सम्यकत्वादि जीव 
गुणों का घातक, देशघाती और सर्वधाती सज्ञावाला मोहादि 
कर्म-सामान्य प्रच्छादक है - ऐसा समभना चाहिए। वहाँ 
जब काल झादि लब्धियो के वश से भव्यत्व शक्ति की अभि- 
व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज दछद्ध पारिणामिक भाव 
लक्षण निज परमात्म-द्रव्य के सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान और 
आचरण पर्याय रूप मे परिणमन करता है, उसी परिणमन 
को आगम भाषा मे औपशमिक, क्षायोपश्मिक और क्षायिक 
भाव इन तीनो नाभो से कहा जाता है तथा उसे अध्यात्म 


' भाषा मे शुद्ध आत्मासिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि 
पर्यायरूप सज्ञा दी जाती है। 


६ ] - [| श्ुब्यात्म रत्तश्य 


सच्ष पर्यायः शुद्धपारिणामिकभावलक्षराशद्धात्सद्रब्या- 
त्कथंचिद्भिन्‍्त । कस्सात्‌ ? भावनारूपत्वात्‌ | शुद्धपा रिणासि- 
कस्तु भावतारूपी न भवति। यद्यकान्तेन शुद्धपारिणामि- 
कादशिन्नो सवति तदास्य भावनारूपस्य सोक्षकारखभुत्तस्य 
सोक्षप्रस्तावे विनाशें जाते सति शुद्धपारिणासिकभावस्थापि 
विनाश: प्राप्नोप्ति; न च तथा । ततःस्थितं - शुद्धपारिणामिक- 
भावविषये या भावना तद्ग,प॑ यदौपशसिकादिशावत्रय तत्सम- 
स्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानका रणत्वात्‌ सोक्षकारण सरावति, 
न च शुद्धपारिगामिकः । यस्तु शक्तिरूपो सोक्षः स शुद्धपारिणा- 
मिकपूर्वमेव तिष्ठति । श्रय तु॒व्यक्तिरूपसोक्ष विचारों ब्तंते। 


वह शुद्धोपयोगरूप पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षरस 
शुद्धात्म द्रव्य से कथचित्‌ भिन्न है, क्योंकि वह भावनारूप हैं 
किन्तु शुद्ध पारिणामिकभाव भावनारूप नहीं है। यदि इस 
भावनारूप पारिणाम को एकान्‍्तरूप से शुद्ध पारिणामिकमाव 
से अभिन्न ही मान लिया जाए तो मोक्ष की कारणभूत भावना 
रूप परिणाम का तो मोक्ष हो जाने पर नाश हो जाता है, तब 
उसके नाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिकभाव का भी नाश 
हो जाना चाहिए, सो ऐसा हैं नहीं, इसलिये यह निश्चित हूँ 
कि शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में भावनारूप जो 
प्रौपशमादिक तीन भाव हैं वे_ समस्त रागादिक विकारभावों 
से रहित होने से शुद्ध उपादान कारखरूप हैं इसलिये मोक्ष के 
कारण होते है, किन्तु शुद्ध पारिशामिकभाव मोक्ष का कारण 
नही हैं। हाँ, जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकरूप 
पहले से ही प्रवर्तमान है किन्तु यहाँ पर तो व्यक्तिरुप मोक्ष का 
विचार चल रहा है। ऐसा ही सिद्धान्त में लिखा है कि 
'तिष्किय शुद्ध पारिणामिक गर्थात्‌ शुद्ध पारिशामिक आज़ 
तो निष्क्रिय होता है । 


समयसार माथा ३२७० | [ ७ 


तथा च्नोकतं सिद्धान्ते - “निष्क्रियः शुद्धधारिणासिकः' निष्क्रिय 
इति को5थे: ? बन्धकारणभुता या क्रिया रागादिपरिणतिः 
तद॒ पो न शवति, सोक्षकारणभुता च क्रिया शुद्धशावनापरि- 
णतिस्तद्र पश्च न शवति | ततो ज्ञायते शुद्धपारिणासिकमायों 
ध्येयरूपो भावति ध्यानरूपो न शवति। कस्मात्‌ ? ध्यानस्य 
विनश्वरत्वात्‌ तथा योगीन्द्रदेवे रप्युक्त - 

णवि उपज्जद णवि मरइ बंध ण मोक्खु करेद । 

जिउ परसत्थे जोइया जिणवर एड शाणेइ 0७ 


किच विवक्षितेकदेशशुद्धनयाश्रितेयं भावना निविकार- 
स्वसंबेदनलक्षणक्षायोपशमिकज्ञानत्वेव.. यद्यप्येकदेशव्यक्तिरूपा 
भावति तथापि ध्यातापुरुष: यदेव सक्कलनिरावरणसखंडेक- 





प्रश्न - निष्क्रिय का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर -(रागादिमय परिणतिवाली बन्ध की कारणभूत | 
क्रिया रूप नही होना तथा मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावनारूप 
“ प्रिणति रूप भी नहीं होना ) इससे यह जाना जाता हे कि | ह 
शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप हे परन्तु ध्यानरूप _नही हे 
क्योंकि ध्यान विनाशशील हें । जेंसा कि योगीन्द्रदेव ने भी अपने. 
परमात्मप्रकाश मे लिखा है :- 
है योगी ! परमार्थ से, जन्मे मरे न जीव । 
बन्ध-मोक्ष करता नहीं, जिनवर कहें सदीव ॥ मद कार 
अर्थात्‌-हे योगी | सुन, परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह 
जीव न तो उपजता हे, न मरता है, न॒ बन्ध ही करता है, न 
भोक्ष ही प्राप्त करता हे - ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान कहते है । 
ओर विशेष कहते है कि .विवक्षित एक देश शुद्धंय के 
आश्चित होने वाली यह भावना निर्विकार स्वसवेदन लक्षण 
- ज्ञायोपशमिक ज्ञानरूप होने के कारण यद्यपि एक देश व्यक्ति 


८ ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


प्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणं 
निजप रमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति भावयति, न च खंडज्ञानरूप- 
सिति भावा्े: । 

इदं॑ तु॒ व्याख्यान परस्परसापेक्षागमाध्यात्मनयद्बया- 
शिप्रायस्याविरोधेनेंव. कथित सिद्धच्रतीति ज्ञातव्यं 
विवेकिशिः ॥३२०॥। 
रूप है, फिर भी ध्यान करने वाला पुरुष यही भावना करता है 
कि जो सकलनिरावरणा शभ्रखण्ड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय 
ग्विनश्वर और शद्ध पारिणामिक लक्षण वाला तिज प्रमात्म 
द्रव्य है, वही मैं हूँ अपितु खण्ड ज्ञानरूप में नही हूँ । 

विवेकी जनो को ऐसा जानता चाहिए कि यह 
व्याख्यान परस्पर सापेक्ष आगम और अ्रध्यात्म दोनो नयो के 
अभिप्राय के श्रविरोध से कहा गया सिद्ध होतां हें। 


लिन शमिमिमि मिशन मिल म शशि शि शक नकल न अनिल जज मम माभाकामकम्कवम५०क०४०००थऊआाअ०-थ०७००००५+००००>>०>न 
हमने ३५४५५ भाव ७७ छा क५७७३७9-4५५७५०५-+>>+ ५३५५ पधाा५७३३५७ भतार थ ०४००० ३००५५०७००»००००००००० ०००००] _ः__मः्_्म्न्_््ण्भ्६्ण्भ््भ्ण्ण्ण्६्६्६्माशशशिाओ 


आद्यन्तसक्तमनघं परमात्मतत्तव, 
निद्द न्रमक्षय विशालवरप्रबोधम्‌ । 
तद्‌ भावनापरिणतो श्रुति भव्यलोकः, 

सिद्धि प्रयाति भवसम्भव दुःखदूराम्‌ 0 


/प्रमात्मतत्त्व श्रादि श्रन्त रहित है, दोष रहित है 
निहठ नव है और अ्रक्षय विशाल उत्तम ज्ञान स्वरूप है । जगत में 
जो भव्य जन उसकी भावनारूप परिणत होते है, वे भवजनित 
दुःखजनित दु खो से दूर ऐसी सिद्धि को भ्राप्त करते है । 

नियमसार, शुद्धभाव श्रधिकार कलश-६८ 





>->-..-्ज्य््ज्श्््लख स्स्चख् च् शल्‍शशप्सच्ल्‍चलल_लल््_झ_ 


ञ्ज 


प्रमयसार गाथा ३२० ] [ & 


पूज्य कानजी स्वासी के प्रवचन 


भगवान आत्मा तो ज्ञानस्वभावी हे। राग को करता या 
राग को भोगना आत्मा का स्वभाव नही है। आत्मा इन 
शरीरादि पर पदार्थों का तो करता हैं ही नही, पर रागादि का 
करना औऔर रागादि का वेदना भी श्रात्मा के ज्ञानस्वभाव में 
नही हैं । इस गाथा में यह बात दुष्टान्त से समभाते है । 


जिस प्रकार आ्राख दृश्यमान अग्निरूप वस्तु को देखती 
हैं, परन्तु संधक्षण करने वाले (अ्रग्नि को जलाने वाले ) पुरुष 
के समान श्रग्नि को करती नही हें । पुरुष श्रग्ति आदि दृश्यमान 
पदार्थों को करता हूँ, परन्तु श्ाँख दृश्यमान पदार्थों को मात्र 
देखती हे, करती नही हे । तथा तपें हुए लोहे के गम गोले की 
तरह श्रॉख अग्नि को अनुभवरूप से नहीं बेदती । लोहे 
का गर्म गोला श्रग्नि की ऊष्णता को वेदता हे परन्तु आँख! 
ऊष्णता का वेदन नही करती । उसीप्रकार ज्ञायक स्वभावी' 
आत्मा पृण्य-पापरूप भावों को करता और वेदता नही हें।। 
(लोग दया पालते है, ब्रतादि करते हैं, दान करते है, परन्‍्तु 
भाई ! यह सब तो राग हैं । इस राग का करना और वेदना 
आत्मा के ज्ञानस्वभाव में नही हे । अपना ऐसा स्वभाव जब तक 
दृष्टि में नही आता, तब तक यह जीव अज्ञानी रहता हे ) 


आँख की तरह शुद्ध ज्ञान (श्रभेदनय से शुद्धज्ञानपरिणत 
जीव ) भी स्वथ शुद्ध-उपादानरूप से राग को करता नही और 
वेदता भी नही । देखो, यहाँ शुद्ध ज्ञानरूप परिणमित जीव 
कौ बात है । शुद्धज्ञान भ्र्थात्‌ गुण और शुद्धज्ञानत परिणत जीव टी 
श्र्थात्‌ द्रव्य ।(में एक शुद्ध ज्ञानस्वभावी आत्मा हूँ - ऐसा जिसे 
अन्तर में शुद्धँ्ानमय परिणमन हुग्नमा, वह जीव शुद्ध-उपादान 


रूप से दया, दान, व्रत श्रादि रागभाव को करता नही और 


१० | [ अध्यात्म रह्नत्रय 


अब भा लिन 


चेतन्‍्यमय हूँ ।) 
(/« '» यहाँ त्रिकाली ज्ञानगुण तथा शुद्ध ज्ञानरहूप परिणमित 
जीव; इन दोनो को राग का अ्रकर्ता और अ्रवेदक कहा हैं । 
बापू | यह बाहर के सब काम में व्यवस्थित कर सकता 
हैँ - ऐसा मानने वाला जीव मिथ्यादृष्टि हें । यहाँ कहते है कि 
( स्वभावसन्मुख दृष्टि द्वारा शुद्धज्ञानहूप से परिणमित हुआ जीव, 
बाहर के काम करना तो दूर रहो, पुण्य और पापरूप भावों का 
भी कर्त्ता श्रौर भोक्ता नही हैं। अहाहा ! ज्ञान गुण भी ऐसा नही 
और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी ऐसा नही है ) यहाँ शुद्धज्ञान 
परिणत जीव द्रव्य क्यो कहा ? क्योकि त्रिकाली शुद्धद्रव्य तो राग 
को करता भी नहीं और वेदता भो नही, ऐसा ही उसका स्वभाव 
है, परन्तु परिणमन शुद्ध हुए बिना राग का श्रकर्त्तापना श्रौर 
अ्रवेदकपन सिद्ध कैसे होगा ? द्रव्य शुद्धज्ञानरूप से परिणमे 
तब वह राग को करता नहीं और वेदता नही - ऐसा सिद्ध 
होता हे | यह तो सर्वज्ञ के घर की, भ्रन्तर की बात हूँ। ज्ञान- 
स्वभावी आत्मा मात्र ज्ञानरूप से ही परिणमित होता है । राग 
को करना श्रौर वेदना ज्ञानस्वभाव मे है ही नहीं, परन्तु जब 
ज्ञान का अ्रनभव हो तभी वह समझ में श्रावे न ” शुद्धशान 
परिणत जीव को ही ऐसा निर्णय होता है कि जीव राग का 
कर्त्ता और भोक्ता नहीं है । 
भगवान आत्मा ज्ञानानन्दस्वरूप प्रभु त्रिकाल छुद्ध श्रोर 
पवित्र है। उसे ध्येय बनाकर उसके लक्ष्य से जब पर्याय मे 
शद्ध परिणमन होता है, तब वह जीव राग का कर्त्ता और हषें- 
शोक का भोक्‍ता नही होता । शुद्धरूप से परिणमन हुए बिना 
द्रव्यस्वभाव राग का कर्ता-भोक्ता नही है - ऐसा निर्णय किस 
प्रकार हो ? गणा और ग्रणी दोनो का शद्ध ज्ञानमय परिसामन 


समयसार गाथा ३२० ] [ ११९ 


हो तभी वह जीव व्यवहार के विकल्पष्ठप शुभभावों का कर्ता 


और भोक्ता नही है - ऐसा यथार्थ निर्णय होता हैं। ज्ञानी को 
अशुभ राग भी आता है, पर वह उसका कर्त्ता-भोक्ता नही है । 


धर्मी अर्थात्‌ भगवान आत्मा का धर्म ज्ञान और झ्ानन्द 


अब >नन >> बन ननाानिनननी ब्के 
किन ज->- नल -+ चपचन बनन« 


है। जिसकी पर्याय से ज्ञात और श्रानन्दरूप परिणमन हुआा 


जन ++ -«>++«०>त+ +<5 


विकल्प का कर्त्ता और भोक्ता कभी नहीं होता ! ऐसी सूक्ष्म 
जात है । 

पाठान्तर - 'दिदुठी खयं पि णएण मसाज दृष्टि ही नही 
परन्तु क्षायिक ज्ञान भी निश्चय से कर्मो का अरकारक ओर अवेदक 
है । जेसे नेत्र प्र का कर्त्ता _या भोक्ता नही है वेसे ही क्षायिक 


७3 न लीक जलन ५ ली न्‍किलनन+नम स+-+०ज. 


ज्ञान या ज्ञानपरिणत जीव भी दया, दान आदि विकलल्‍पो का 
कर्ता भोक्ता_ नही है । 

देखो, पहले दो बोलो में दृष्टि का (द्रव्यदृष्टि का) 
जोर दिया है। श्रब यहाँ क्षायिक ज्ञान की बात करते है । 
जेसा शक्तिरूप से सर्वेज्ञपना है, बसा पर्याय से प्रगट होने वाले 
सर्वज्षपने को क्षायिकज्ञान कहते है। वह क्षाय्रिकज्ञान भी । 
भगवान को योग का कम्पन है, परन्तु वे उसके भी अकारक 
और अवेदक है। क्षायिकज्ञान भी - यहाँ 'भी' शब्द क्यो 
लिया ? क्योकि प्रथम दो बोलो में कहे गए शुद्धज्ञान और शुद्ध 
ज्ञान रूप परिणमित जीव के समान क्षायिकज्ञान भी निश्चय 
से कर्मों का अकारक तथा श्रवेदक है - ऐसा कहना है । यहाँ 
कर्म शब्द से राग-ह्ेष आदि भाव-कर्मं समझना चाहिए । 

बहुत वर्ष पहले एक भाई ने प्रश्न किया था कि 


महाराज | सिद्धभगवान क्या करते है? इतने बडो भगवान है 
तो वे जगत का कुछ न करे / 


श्र ] [ श्रध्यात्म रत्नश्नय 


तब हमने उनसे कहा था कि भाई ! सिद्ध भगवान 
जगत का कुछ नही करते, वे तो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और 
आनन्द को वेदते है।वे जगत के पदार्थों के श्रकर्ता और 
अभोक्ता है। अज्ञानी मानता है कि हम ससार मे पाँच-पच्चीस 
लोगो का निर्वाह करते है, पर भाई ये तेरी मिथ्या मान्यता है, 
वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। तुभो बाह्य स्थूल दृष्टि मे ऐसा 
लगता है कि हम पर का काम करते है, पर वास्तव में पर का 
काये कोई (आत्मा) कर सकता ही नहीं। श्रात्मा पर को 
छता भी नही है, वह पर का क्‍या कर सकता है ? क्षायिकन्ञान 
पर का कुछ करे - ऐसा तो नही है, पर वह रागादि भाव-कर्मो 
का भी भ्रकारक और अवेदक है । 


इस प्रकार क्षायिकज्ञान की बात करके, अब फिर से 
शद्धज्ञानपरिणत साधक जीव की बात करते है। जो अभी' 
स्वय सिद्ध नही हुआ, अ्रभी जिसे केवलज्ञान नही हुआ - ऐसा 
दद्धज्ञानपरिणत साधक जीव अवस्था मे (पर्याय मे) होने 
वाले राग-द्वेष को करता नही, मात्र जानता है। 
_ सुबह के प्रवचन मे आया था कि राग श्ौर पर से 
भिन्न त्रिलोकीनाथ भगवान हमने तुझे बताया तो तीन लोक 
मे ऐसा कौन सा जीव होगा जिसे ज्ञान का परिखमन न हो 2 
समयसार गाथा ३१, ३२, ३३ में विकल्प से भिन्‍न चंतन्यघन 
प्रभ आत्मा बताया है। श्रहा ! उसे जानकर ऐसा कीन पुरुष 
है जिसे भेदज्ञान न हो ? (शर्थात्‌ भेदज्ञान अवश्य होगा ) 

इस शास्त्र की पाँचवी गाथा मे भी आचार्यदेव ने कहा 
है कि - 'जदि दाएज्ज पमाण जा मै” शुद्धज्ञानघन एकत्व- 
विभक्त ग्रात्मा को दिखाऊँ तो हे शिष्य | तू प्रमाण करना । 
प्रमाण करना श्रर्थात्‌ स्वाभिमुख होकर स्वानुभव करके प्रमाण 
करना “मै तुझे दिखाऊँ तो” - आचायंदेव के इस कथन से 


समयसार गाथा ३२० ] [ (१३ 


सिद्ध होता है कि वहाँ शुद्धात्मा को देखने वाला, स्वानुभव 
से प्रमाण करने वाला पात्र शिष्य भी है। श्रहो | ऐसो अद्भुत 
गलौकिक बात करके आ्राचायंदेव ने जगत को निहाल कर दिया 
है। श्रह् |(अन्तर में जहाँ खबर पडी कि में स्वय महाप्रभु- | 
चेतन्यमहाप्रभु आत्मा हूँ तो उसकी सभाल करके उसका अनुभव 
क्यो न करे ! अवश्य ही करे ।) 


देखो, यहाँ भी स्वानुभवमण्डित शुद्धज्ञानपरिणत जीव 
को बात की है, अ्रकेला सुनने वाला जीव नहीं लिया। यह 
शुद्धज्ञानपरिणत जीव क्‍या करता है ? जानता है। किसे ? 
बन्ध और मोक्ष को । 

श्रहाहा | अन्दर में चेंतन्यमहाप्रभु शुद्धज्ञानप्रकाश का 
पुञ्ज आत्मा विद्यमान है। ऐसा आत्मा ज्ञानरूप से प्रकाशे 
कि राग मे श्रटक कर राग को करे और राग को बेदे ? जो 
राग है, वह भावबन्ध हेँ,औओर जड़ कमे-बन्ध का निमित्त हें। 
यहाँ कहते है कि - ज्ञानपरिणत जीव राग श्रौर जड़ क॒र्म-बन्ध 


अभी ऐसी बात कहाँ हे ? अरे ! लोगों ने तो अत्यन्त 
स्थल मान लिया है कि वस्त्र सहित हो वह श्वेताम्बर और 
वस्त्ररहित हो वह दिगम्बर । परन्तु बापू ! दिगम्बर घर्म तो 
वस्तु का स्वरूप हें । अन्दर मे राग से नग्न - शून्य बिनम्रत 
चिनमूरत प्रभु आत्मा विराज रहा है, वह यथार्थ दिगम्बर्‌ स्वरूप 
है । (जिसे ऐसे निज स्वरूप का भान हुआ हैं - ऐसा शुद्धज्ञान- 
परिणत धर्मी पुरुष पर्याय में होने वाले बन्ध को मात्र जानता 
ही है भ्रर्थात्‌ करता नही है |) 

जिस प्रकार ज्ञानस्वरूपी भगवान आत्मा मात्र ज्ञान- 
प्रकाश का पुज त्रिकाल अस्तिरूप है, उसी प्रकार रागादि बन्ध 
भी वर्तमान अस्तिरूप है। अवस्था में बन्ध है ही नही - ऐसा 


सजी लत 


श४ ] [ भ्रध्यात्म रत्नत्रव 


नही है, परन्तु सम्यर्दुष्टि धर्मी जीव उस रागादि बन्ध भाव 
को दूर रहकर जानता है, वह उसे करे या उसे वेदे - ऐसा 
नही है । 

राग मे तन्‍्मय होकर राग को करने और वेदनेवाला 
जीव भिथ्यादृष्टि है। क्‍या कहा ? इन दया, दान, ब्रत, तप 
आदि के शुभ विकल्पों को जीव करता है और वेदता है - ऐसा 
जिसने माना है उसकी तो दृष्टि ही मिथ्या है, क्योकि उसे 
राग से अधिक (भिन्न) ज्ञानस्वरूपी भगवान आत्मा का भाव 
नही हुआ । बह तो राग में ही एकत्व करता है और राम म॑ ही 
एकत्व करके उसे वेदता है - ऐसे जीव की यहाँ बात नही है । 
यहाँ तो जिसके ज्ञा और प्रतीति मे आया कि मैं राग से भिन्न 
पृर्णेज्ञानघनस्वरूप भगवान झात्मा हूँ- ऐसे शुद्धज्ञानपरिणत 
जीव की बात है। अहाहा ! उसने ज्ञान के व्यक्त अ्रश में 
तो अदर धअ्रव परिपूर्ण है। श्रव मे भ्रूव नही जाना जाता, 
प्र ध्रूव के लक्ष्य से जो परिणमत्‌ हुझा उसमें भ्रूब जाना 
जाता है। अहा | वह ज्ञान का भ्रश अवस्था में होने वाले राग 
और बघ को भी जानता हैँ। ज्ञान ज॑से स्व को जानता हें, वेसे 
ही राग को भी जानता हैं । 

भाई ! यह बात कठिन लगे पर सत्य बात तो यही 
है । ग्राजकल तो यह बात सुनने को मिलना भी दुलंभ हे । 

श्रहाहा ! भगवान आत्मा सदा ज्ञानस्वरुपी प्रज्ञाबह्म- 
स्वरूप हे। जिसने उसका पूर्ण आश्रय किया उत्त सर्वज्ञ पर- 
मात्मा को एकसमय में तीन लोक श्रौर तीन काल का ' ज्ञात 
होता है। उनका शरीर नग्न होता है श्लौर उन्हे आहार-पाती 
नही होता। वे तो अतीन्द्रिय श्रानन्द के कर्चा-भोक्ता है। 
जिसे क्षायिकज्ञान प्रगट होता है, उसे परमात्मा कहते हैं । 


अकाल: लए अमन 2०तभ2: 


समयसार गाथा ३२० ] [ १५ 


सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण आनन्दमयी दशा के वेदन मे रहते है । वे 
किसी का कुछ करे या किसी को कुछ दे - यह बात ही कहां 
रहती है ? 

शंका * परन्तु भगवान करुणा करते है या नहीं ? 
भगवान करुणा-सागर तो कहलाते है ” 

समाधान - नही, भगवान किसी की करुणा नहीं 
करते । भाई | करुणा का भाव तो विकल्प (राग) है, भ्रोर 
भगवान को करुणा का विकल्प नही होता । 


भगवान की _ग्रोम ध्वनि सुनकर अथवा भगवान के 
वीतरागस्वरूप को जानकर कोई भव्य जीव स्वयं अ्रपती करुणा- 
देथों करे और अपने हितरूप प्रवर्ते तो वह भगवान की करुणा- 
दया है - ऐसा व्यवहार से कहा जाता है । भगवान करुणासागर 
है - यह कथन व्यवहार का ही समभना चाहिए । भगवान तो 
क्या, निश्चय से कोई जीव किसी शअ्रन्य॒ जीव की दया कर 
सके - ऐसी वस्तुस्थिति ही नही है । इसलिए तो प्रवच्नसार 
शास्त्र की गाथा ८५५ मे कहा है कि - 
श्रयथार्थ ग्रहण पदार्थ का, करूणा मनुज तियंञ्च में । 
श्ररु संग विषयों का कहा, ये चिन्ह जानो मोह के 0 
पदार्थों का श्रयथार्थग्रहण (श्रर्थात्‌ पदार्थों का जेसा है 
वेसा सत्यस्वरूप न मानना, उसके विषय में भ्रन्यथा समझता 
ओर तियेज्च-मनुष्यो के प्रति करुणाभाव, तथा विषयों का संग 
(अर्थात्‌ इष्ट विषयो के प्रति प्रीति और श्रनिष्ट विषयो के 
प्रति अ्रप्नीति) ये मोह के लिंग - चिन्ह है। बापू ! यह तो मार्ग 
ही जुदा है। नाथ ! श्रपने को राग का कर्त्ता माननेवाला तो 
मिथ्यादृष्टि है ही, परन्तु जो भगवान को पर का और राग 
“का करनेवाला श्र भोगनेवाला माने - वह भी मिथ्यादृष्टि है । 


१६ ] [ प्रध्यात्म रत्नंत्रय 


यहाँ तो कहते हैं कि जिसकी अवस्था में किड्चचित्‌ राग 
विद्यमान है ऐसा शुद्धज्ञाग परिणत घधर्मी जीव भी राग का 
अ्रकर्ता तथा श्रवेदक है । सूक्ष्म बात है प्रभ ! शक्तिरूप में तो 
आत्मा त्रिकाल ज्ञानानन्दस्वरूप है - ऐसे आ्रात्मा का श्राश्रय होने 
पर जिसे ज्ञान और आनन्द की रचना करने वाला वीये पर्याय 
में जागा और श्रतीन्द्रिय ज्ञान-प्रानन्द रस का स्वाद आया - ऐसा 


न अज सफल ल 


धर्मी साधक जीव बन्ध और मोक्ष को जानता है । 


के आजञलण 


केवली भगवान पूर्ण वीतराग है, इसीलिए उन्हे तो 
राग भी नही है श्र बन्ध भी नही है, पर यहाँ ऐसा कहते है 
कि जिसे सच्चिदातत्दस्वरूप पुरातिन्दप्रभु आत्मा का श्रन्तर में 
भान हुझ्ा है - ऐसा आ्ाशिक शुद्धतारूप परिणसित धर्मी जीव 
भी राग का अकारक ओर शअ्रवेदक है। अहा ! वह राग को 
और बन्ध को जानता है, करता नही । धर्मी पुरुष राग को 
ज्ञान की दशा मे जानता हे कि यह राग हे, (दूसरी वस्तु है) 
यह मेरा है और इसका वेदन मुझे है - ऐसा नहीं मानता । 

अहो धर्म का स्वरूप अलौकिक है। भाई ! धर्मी 
जीव बन्ध को भी जानता है और मोक्ष को भी जानता है। 
वह राग को तथा राग के अभाव को भी मात्र जानता है, उसे 
करता नही है। समझ में आया' * ' ? जिसे चिच्चमत्कार प्रभु 
भगवान आत्मा का भाव हुआ उस घधर्मी पुरुष की अन्तरदशा 
कोई अ्रदुभुत अलौकिक होती है । 

कलकत्ता के एक समाचारपत्र मे आया है कि - कानजी 
स्वामी तो सबको "भगवान आत्मा” कहकर सम्बोधन करते हैं । 
भाई हम तो सबको भगवान आत्मारूप मे देखते हैं भगवान 
हम तो तुझे बालक, जवान या वृद्धरूप देखते ही नही । 
भहाहा ! भ्रन्दर में तू पूर्ण ज्ञानानन्दरूप है न प्रभु ! पू संग 


समयसार गाथा ३२० ]| [:. ४>09 


श्र्थात ज्ञानानन्दरूप लक्ष्मी का पश्रूव भण्डार है न नाथ ! ऐसे 
निजस्वरूप का अ्रनुभव करने वाले की अन्तरदशा अलोकिक 
होती है । 

देखो, वीतराग सर्वज्ञदेव_की इच्छा बिना ही ओम 
ध्वनि निकलती है। अ्रहाहा | ओम्‌-शोम्‌-श्रोम्‌-ऐसी दिव्यध्वति 
छटती है । कहा है कि - 

“मुख प्रोंकार धुनि सुनि, श्र्थ गणधर विचारें। 
रति आ्रागस उपदेश, भविक जीव संशय निवार ४” 


अहाहा | भगवान की वाणी छद्मस्थ जंसी क्रमवाली 
नही होती, वह सर्वांग से स्फ्रती हुई तिरक्षरी होती है । 
सर्वज्ञपरमात्मा श्री सीमधरनाथ की ऐसी अ्रमृत वाणी विदेह मे से 
यहाँ भरतक्षेत्र मे श्राई है। अ्रहा | उस वाणी में ऐसा आया 
कि शुद्धज्ञान परिणत जीव बन्ध और मोक्ष को जानता है । 
बस ! जिसे अन्तर में स्वरूप के अवलम्बन से धर्म प्रगट हुआ 
है - ऐसा धर्म परिणत जीव,जो राग आता है उसे भी जानता है 
ग्रौर जो राग ठल ॥ है उसे भी जानता है, पर राग को करता 
भी नही ओर राग को टालता भी नहीं। अहा ! जिसे अन्दर 
ज्ञानचक्षु प्रगट हुआ है वह समकिती घर्मी पुरुष ऐसा होता है। 
अब कहते है - 'मात्र वन्ध-मोक्ष को नहीं, 'कम्सदयं 
णिज्जरं चेंद शुभ-अशुभरूप कर्मोदय को तथा सचबिपाक- 
अवधिपाकरूप और सकाम-अ्रकामरूप दो प्रकार की निजेरा को 
भी जानता है । 
जहां तक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ नहीं हुआ्रा वहाँ तक 
साधक जीव को श्राशिक वाघकपना भी है | कर्म के उदय के 
निमित्त से उसे शुभ और अशुभ भाव होता है, पर इन दोनो 
का साधक घ॒र्मी जीव मात्र जाचता है, करता नहीं । किसी को 


श्ष् | [ अध्यात्म रत्ननत्रय 


लगे कि यह तो नया मार्ग निकाला है, पर भरे भाई | यह तो 
ग्रनादि की परम्परा मे चला आया अनत तोर्थद्धूर भगवन्तो के 
द्वारा प्ररपित सनातन मार्ग है। एकबार धीरज ओऔ्रोर शान्ति 
से सुत तो सही प्रभु | श्रनादि का जो सत्य मार्ग है वही यह 
है । भगवान आत्मा स्वय सहज ही ज्ञानस्वरूप है, वह क्‍या 
करे ? बस जाने । अरे | अनन्तकाल मे धर्म क्‍या चीज है ? 
उसे समभने की कभी दरकार नही की । कदाचित्‌ सुनने गया तो 
सुताते वाले भी दया, दान, ब्रत, भक्ति आदि के शुभभाव से 
धर्म होता है - ऐसा मानने वाले और कहसचे वाले मिले । वहाँ 
यह नया क्या करे ? झरे | ऐसे ही बेचारा स्वरूप को भूलकर 
चार गतियो मे रखडकर मरण कर रहा है। 

देखो न | कोई परॉच-पच्चीस लाख का दान दे तो लोग 
उसे धर्म-धुरन्धर की उपाधि दे देते है। क्‍या कहे ? ऐसे जीवो 
को धर्म क्‍या चीज है? इसकी खबर ही नही है। एक 
करोडपति एकबार पचास हजार का दान दिया तो उसे 
श्रावक शिरोमरि। की उपाधि दे दी। अरे भाई | श्रावक 
शिरोमणि किसे कहते है इसकी खबर ही नहीं । श्वावक्‌ की 
व्याख्या तो ऐसी है कि - '्र्‌श्र्थात्‌ वास्तविक तत्वस्वरुप जेंसा 
है, वेंसा श्रवण करके उसकी श्रद्धा की हो, व. श्र॒र्थात्‌ राग से 
आत्मा भिन्न है - ऐसा विवेक किया हो और “क' श्रर्थातू 
स्वानभव की क्रिया का करने वाला_ हो - इसका नाम श्रावक 
है। भाई | यह तो वस्तु स्थिति है । 

यह सुनकर उस करोडपति सेठ ने यहाँ कहा महाराज | 
मरे तो एक भी ब्रत या प्रतिमा नही, आत्मा का भान भी 
नही, लोगो ने समझे बिना ही मुझे 'श्रावकशिरोमणि' की 
उपाधि दे दी है । तब हमने कहा कि भाई ! लोग तो पंसा 
खच्च करने वाले को धर्म-घुरधर नाम दे देते है, पर बापू ! धर्म 


समयसार गाथा ३२० |] [ १६ 


का स्वरूप इससे जुदा है। धर्म तो अन्तर के आश्रय से प्राप्त 
होता है, पेसे से नही । 

प्रभावना के लिए लाखों रुपये दान मे देने का, बडा 
मन्दिर बनाने का, जिनप्रतिमा पधराने का, इत्यादि भाव 
गृहस्थ को अवश्य आते है और श्राना ही चाहिये, पर वहाँ राग 
की मन्दता की हो तो शुभ राग के कारण पुण्यबन्ध होता है, पर 
धर्म नही। धर्मी जीव तो पुण्यबन्ध का अकारक श्रौर अवेदक है । 


भगवान आत्मा ज्ञानमूर्ति प्रभु चेंतन्यचक्षु है। जेसे 


५ ०-कर भी 3 पान नीकीीय ल्‍ लक नजनन लिन “डिक: 


वेसे ही चेतन्यचक्षु प्रभु आत्मा पर को जानता है, परन्तु पर में 


नहों जाता, पर से भिन्न रहकर पुर को जानता है - यह. सर्वे 


तत्वज्ञान का निचोड़ है। अज्ञानी इसे नहीं जानता, समकिती 
ही उसे यथा जानता है। 


समकिती जीव अकेला बन्ध और मोक्ष को जानता 
है - ऐसा नही है, वह कर्म के उदय में जो शुभाशुभ भाव होते है 
उन्हें भी जानता है (धर्मी को शुभभाव होता हैं और अशुभभाव 
भो होता है । चारित्रमोह के उदय में उसे प्रार्त-ध्यान और 
रौद्रध्यान के परिणाम भी अपनी कमजोरी के कारण हो जाते 
है । स्त्री सम्बन्धी विषय का राग भी श्राता है, परन्तु ज्ञानी 
उन शुभाशुभ कर्मोदय से भिन्न रहकर उन्हे जानता है। 
अहाहा | ज्ञान क्या प्करे ? बस जाने । आँख है, वह श्रन्य चीज 
का क्‍या करे? बस देखे, पर आँख अन्य चीज को रचे या 
तोड़े - यह आँख का कार्य नही । उसी प्रकार शुभाशुभ भाव 
को करे या छोडे - यह ज्ञान का कार्य नही। धर्मी जीव कर्म 
के उर्देय में जो शुभभाव होते है उन्हे भी जाने और देह की 


संकलन ४४७5 


जो क्रिया होती है उसे भी जातलता है, क्योकि ज्ञानी अपनी 


9 » [ अध्यात्म रत्नन्नय 


भूमिका में रहता है पुर वह राग की भूमिका मे प्रवेश नही 
ऊरता । 
हमारी छोटी उम्र के समय मृलजी नाम का एक ब्राह्मण 
हमारे पडोस में रहता था। हमारी माँ भूभली की थी, वह 
भी भूभली का रहनेवाला था । हम उसको मूलजी मामा कह 
कर बुलाते थे। वह सबेरे उठ कर नहाने के बाद 
बोलता था कि - 
“अनुभवी को इतना कि आनन्द में रहना रे, 
भजना परिब्रह्म को, श्रन्य कुछ न कहना रे॥* 
यह बात ७७ वर्ष पहले की है, उस समय हम तो 
छोटे बालक थे, पर हमको लगा कि मामा जो बोलता है वह 
कुछ जानने जंसा है। मामा को तो कहाँ खबर थी कि इसमे 
क्या भाव है ”? पर हमें रूपाल रह गया कि मामा जो बोलता है 
उसमे कुछ रहस्य भरा है। वह रहस्य यह है कि - अनुभवी को 
श्र्थात्‌ सम्यर्दृष्टि-धर्मी ज्ञानी को बस आनन्द में सदा रहना । 
भले शरीर हो, सगा हो, परिवार हो - ये सब रहा अपने घर, 
अनुभवी को तो बस इतना कि सदा अतीन्द्रिय श्रानन्द के 
अनुभव में मस्त रहना । भगवान शआ्रात्मा परिब्रह्य नाम समस्त 
प्रकार आ्रानन्द का नाथ है। श्रहाहा | ऐसा जो अ्रपना आत्मा 
है, उसको भजना-अनुभवना, बस ये ही धर्मी का कार्य है । 
यहाँ भी ऐसा कहते है कि(चौथे गुरास्थान मे समकिती 
धर्मात्मा को कर्म के उदय के निमित्त से जो जो शुभ-अशुभ भाव 
ग्राते हैं उनका वह भ्रकारक और अवेदक है, वह उनसे भिन्न 
रहकर उन्हे जानता मात्र है 9) श्रहाहा ! मिथ्यादृष्ठि कर्मोदिय 
मे श्रौर शुभाशुभ भाव मे एकरूप-तद्बूप रहकर उसका कर्त्ता और 
भोक्ता होता है, जब कि सम्यगज्ञानी धर्मी पुरुष उन्हे दूर से मात्र 
जानता है, उनमें एकरूप नही होता । 


संमयसार गाथा २२० ] [.. 


ज्ञानी जैसे कर्मोद्य को जातता है वसे सविपाक- 


श्रुविषाक_निर्जरा को भी जानता है, करता नहीं है। आत्मा 
ग्रकेला ज्ञान और आनन्दस्वरुप है। भ्रहाहा ! ऐसा जिसे अचन्तर 
में भात हुप्ना वह ज्ञाता-दृष्ठा हुआ, जानने वाला, देखने वाला 
हुआ । वस्तु सहज ज्ञाता-दुष्टा स्वभावी है। उसका भान होने 
पर वतंमान दशा मे ज्ञाता-दृष्टापना प्रगटा। अहाहा | ऐसा 
ज्ञानी संविपाक-प्रविपाकरुप और_ स॒काम-प्रकामरुप - ऐसी दो 
प्रकार की निर्जरा को बस जानता है। 


देखो, वतेमान में यह मनुष्यगति है तो भी अ्रन्दर 
नरकगति, देवगति आदि चार गति उदय होता है। पूर्व का 
बॉधा हुझ्ना कर्म पडा है इसलिए देवगति का उदय तो शआाता 
है पर वह खिर जाता है, उसे सचिपाक निर्जेरा कहते है। इस- 
प्रकार पाक आकर कर्म खिर गया, उसे ज्ञानी जानता है । जिसे 
ग्रात्मा का भान होने पर शान्ति और आनन्द का परिणमन 
हुआ है, उस जीव को पूव्व में बॉघे हुए गति झ्रादि कर्म उदय मे 
ग्राकर खिर जाते है, उसे सविपाक निर्जेरा कहते है और ज्ञानी 
उसे जानता है । विपाक श्रर्थात्‌ कर्म का फल देकर खिर जाना। 
स्थिति पूरी होने पर उदय मे आकर कर्म का खिर जाना, उसका 
नाम सविपाक निजेरा है । विपाक अर्थात्‌ विशेष पाक, सत्ता 
में पड़े हुए कर्म पक कर खिर जाते है । ऐसी सविपाक नि्जरा 
को ज्ञानी जानता है। 


श्रव अ्रविषाक तिर्जरा की बात करते है। ज्ञानानन्द | 
स्वभावी भगवान झात्मा के अनुभवरुप उम्र पुरुषार्थ होने पर, ' 
कर्म का उदय में झराए बिना खिर जाना अविपाक निज्रा है। 
कर्म की उदय में आने की योग्यता है, परन्तु तत्काल उदय में 
नही श्राया और खिर गया - यह अ्रविपाक निर्जरा है। 





२१२ ] | श्रष्यात्म रत्नत्रेय 


वर्तमान में यहाँ मनुष्यगति का उदय है। वर्तमान ए 
गति विपाकरूप है, दूसरी-तीसरी गति विपाकरूप नही है, पर 
अन्दर उदय में श्राए बिना उसका खिर जाना अ्रविपाक नि्जरा 
है। ज्ञानी उसे जानता है। आ्रानन्द का नाथ प्रभ त्रिकाली भ्रात्मा 
है, उसमे भ्न्त'पुरुषार्थ करने पर झ्ाने वाला कर्म पुरुषार्थ से 

खिर जाता है उसे अविपाक निर्जरा कहते है, उसे भी ज्ञानी 
पुरुष बस जानता है, करता नही । 

ज्ञानी सकाम-भ्रकामरूप दो प्रकार की निर्जरा को भी 
जानता है । (प्रहो ! घ॒र्मी जीव ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव से परिणमता 
है । किसी दिन दस बजे भोजन करने का टाइम हो पर प्रसद्भवश 
किसी समय विघ्च श्रा जाए और दोपहर दो-तीन बजे भोजन 
लेना पड तो वहाँ वह आाकुल-व्याकुल नही होता, पर सम-भाव 
से सहन करता है। तब जो निर्जरा होतो हे, वह भ्रकाम निजंरा 
कहलाती है । अ्ज्ञानी को भी श्रकाम निर्जरा होती है, पर वह 
सम-भावपुर्वंक नही होती । यहाँ कहते है - ज्ञानी को जो श्रकाम 
निर्जरा होती है उसे वह जानता है - करता नही है |» 

सुमकिती को पुरुषार्थपृवंक तप वगेरह के द्वारा जो 
निर्जरा होती है वह सकाम निजेरा है । ज्ञानी उसका भी ज्ञाता 
है, कर्त्ता नही । राग होता है, उसे भी ज्ञानी जानता है, करता 
नही, और राग टलता है उसको भी ज्ञानी जानता है पर करता 
नही । श्रहाय | ज्ञातास्वभावरूप परिणमित ज्ञानी जीव को 

तरदशा अदभूत अलौकिक होती है । 

लोग तो बाहर दानादि मे पेंसा खर्चे करके और राग 
की मन्दतारूप परिणाम से घर्म होना मानते हैं, परन्तु भाई । 
धर्म का ऐसा स्वरूप नही । धर्म तो अन्तर की चीज है और 
वह शुद्ध ज्ञातादृष्टा स्वभाव के अवलम्बन से प्रगट होता है। श्रब 
पह बात कठिन भले पड़े, तो भी बापू ! सत्य तो यही है । 


संमयसार गाथा ३२० ] [ २३ 


जेसे, भगवान केवली का आत्मा एक ज्ञानमात्र भाव में: 
तन्‍्मय है, वेसे धर्मी-समक्ती भी एक ज्ञानमात्र भाव में तन्मय | 
वर्तता है। अ्रहाहा ! देखो तो सही | भगवान का ये समवशरण, 
ये बारहसभा, ये दिव्यध्वनि ! अकेला पुण्य का ढेर ! पर 
बापू | भगवान इसके कर्त्ता नही है। भगवान ने इसमें कही 
प्रवेश नही किया, स्पर्श नही किया। भगवान्‌ की वाणी बी 





उपचार से कहा जाता है, वाणी के काल में भगवान केवली 
का ज्ञान निमित्त है बस इतना ज्ञान कराने के लिए उपचार से 
“भगवान की वाणी” - ऐसा कहा जाता है। अ्रहा ! ऐसे ज्ञान- 
स्वरूप भगवान को जो यथार्थ देखे, वही भगवान को यथार्थ 
देखता है । 

तीर्थद्धरों को वाणी का अद्भुत दिव्य योग होता 
है - यह सत्य है, दूसरो को बसी वाणी नहीं होती, तो भी 

वह वाणी जड वर्गणाश्रों का परिणमन है, वह भगवान का 

कार्य नही है.। वाणी कार्य ओर क्षायिकनज्नात उसका कर्त्ता, ऐसा 
नही है। तथा गणधर देव को, उस वाणी के काल में जो 
बारह अ्द्भरूप भाव-श्रूतज्ञात्‌ खिला, वहाँ वाणी कर्त्ता और 
गणधरदेव का ज्ञात उसका कार्य - ऐसा भी नही है। अहाहा | 
ज्ञान के निरालम्बी स्वभाव की महिमा का क्‍या कहता ”? ज्ञान 
वाणी को उपजाता नहीं। भले दिव्यध्वनि होने मे भगवान 
केवली का कृवलज्ञात ही निमित्तरूप हो, (अज्ञानी का ज्ञान 
निमित्त न हो) तो भी ज्ञान का और वाणी का कर्त्ता-कर्मपना 
नही है। दोनों ही तत्त्व जुदे-जुदे है । 

प्रश्न -- आत्मा यदि नहीं बोलता तो अब हम नही 
बोलते, मौन ही रहेगे ? 

उत्तर - अरे भाई | पहले भी तू कहाँ बोलता था, जो 
अ्रब नही बोलने का अभिमात करता है ? मै वाणी न बोल” 


। 
| 


२४ ] | शषध्योत्म रत्लर्त॑य 


श्र्थात्‌ भापा को नही परिणमाऊं - ऐसा माने, उसे भी जड़ 
की कर्त्ता-बुद्धि खडी ही है * बापू | जंसे भापा बोलना जड की 
क्रिया है वेसे ही भाषा नही बोलना भी जड की ही क्रिया है। 
ज्ञानी तो दोनो मे से एक का भी कर्त्ता नही हैं। समभ में 
श्राया “श्रह्महा ' ज्ञानी कहते है कि हम वाणी मे या विकल्प में_ 
नही रहते,हम वो हमारे ज्ञानमात्र भाव में ही रहते है । वाणी 
के या विकल्प के कर्त्तारूप हम को न देखना, देखोगे तो तुम्हारा 
ज्ञान मिथ्या होगा । अ्रहो ! भगवान केवली की तरह शुद्धज्ञान 
परिणत धर्मी पुरुष, शरीर को, मृत को, वचन को, कम के 
बन्ध-मोक्ष को, कर्मोदिय को ग्रौर निर्जरा को भी नही करता, 
तो क्‍या करता है ? मात्र जानता ही है श्रर्थात्‌ शुद्धज्ञानपने ही 
रहता है | यह “जानता ही है” - ऐसा जो भाव है, वह मोक्ष- 
ग है। अ्रहा | वस्तु स्थिति जेसी है वेसी जाननेरूप रहनेवाला 
(में तो एक ज्ञायक भाव मात्र श्रात्मा हूँ > ऐसा भ्रपने को जानना- 
अनुभवना वह मोक्षमार्ग है -. 
बीतराग का मार्ग यह कहते श्री भगवान । 
समव शरण के मध्य में सीसन्धर भगवान ॥॥ 
देखो, यहाँ पहले पेराग्राफ मे तीन बाते भ्राई - 

१ शुद्ध ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा का शुद्धज्ञान,पुण्य-पाप आदि भावों 
को करता नहीं श्रौर वेदता नही । 

२ इसमे शद्ध ज्ञानपरिणत जीवद्रव्य लिया है। जिसे पर से और 
राग से भिन्न शद्ध ज्ञानधन प्रभु आत्मा का निर्मल श्रद्धान 
हुआ है, वह शुद्ध ज्ञानपरिणत जीव है और वह राग का 
कर्ता या भोक्ता. नही है | वह छम्मस्थ है, इसलिए उसे राग 
ग्राता है पर उसका भी वह अका रक श्रौर अ्रवेदक ही है। 

३. क्षायिकज्ञान - केवलज्ञात जिसे प्रगट हुआ है, ऐसे केवली 
परमात्मा रागरहित पूर्ण वीतराग हैं, इसलिए वे भी कर्मों 


समयैसार गाथा २२० ] [ २४५ 


के भ्रकारक तथा अवेदक है,(उनके शरीर की दशा नग्न होती है 
और उन्हे आहार-पानी भी नही होता । ऐसे केवली भगवान राग 
को करते नही तथा वेदते भी नही । ) 

(इस प्रकार तीन बाते करके फिर साधक जीव की बात 
करते है कि शुद्धन्ञान परिणत जीव क्‍या करता है ? कि जानता 
है । किसे ? बन्ध और मोक्ष को, मात्र बन्ध-मोक्ष को नही, शुभ- 
अशुभ कर्मोदेय को तथा संविपाक-अविपाक रूप और सकाम- 
ग्रकाम रूप दो प्रकार की निर्जेरा को भी जानता है । अ्रहाहा | 
चौथे, पॉचवे और छंठवे गुणस्थानवाला जीव रागरूपी भाव- 
बन्ध को जानता है श्रौर राग का अभाव हो, मोक्ष हो - उसे 
भी जानता है। वह शुभाशुभ कर्मोदय को और प्रतिसमय 
होने वाली सविपाक-अ्रविपाकरूप श्रौर सकाम-शभ्रकाम रूप 
निरजेरा को भी जानता है। वह उनका करनले वाला या वेदने 
वाला नहीं रहता, मात्र जानने वाला ही रहता है। ये सब 
अलौकिक बाते है । ) 

जेंसे आँख पदार्थों को मात्र देखती है, उसे अपने मे 
ग्रहण नही करती वंसे आत्मा की अ्राँख श्रर्थात शुद्ध ज्ञानपरिणति 
भी राग-हंष को, पृण्य-पाप्‌ को करती-भोगती नहीं, उन्हें 
ग्रहण नही करती, उनसे जुदी ही वर्तती है। जिस प्रकार यदि 
आँख अग्नि को करने ओर भोगने जाए तो आ्राख श्रग्तिरूप हो 
जाए अर्थात्‌ जल जाए, उसी प्रकार यदि ज्ञानचक्षु रागादि को 
“करने-भोगने जाए तो वह रागदिरूप हो जाए श्रर्थात्‌ उसकी 
शान्ति जल जाए, पर निर्मल ज्ञानपरिणति रागादि भावो को 
स्पर्शती ही नहीं, उसे करती या वेदती भी नही । ज्ञानपरिणति 
का ऐसा सहज स्वभाव ही है। शुद्धन्षाग परिणत प्रात्मा शुद्ध। 


उपादानरूप से ज्ञान को करता है, पर रागादि को या कर्म 
नहीं करता, नही भोगता, उसे मात्र जानता ही है । 


श्६ |] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


भाई | केवली को तो राग होता ही नही, इसलिए वह 

उसे न करे, पर साधक को तो राग होता है, इसलिए वह 
/ उसका कर्त्ता होता होगा ” ऐसी शका न करना । साधक का 

ज्ञान - भावश्र तज्ञान भी केवलज्ञान की तरह ही पर से - राग 
से जुदा वर्तता है, उसके लिए राग पर ज्ञेय रूप ही है, ज्ञान 
उसमे तन्‍्मय नहीं होता । श्रह्म ! केवली का ज्ञान (केवलज्ञान) 
हो या साधक का ज्ञान (भाव-श्र तज्ञान) हो, ज्ञान का स्वभाव 
ही ऐसा है कि उसमे राग नही समाता, वह तो राग से भिन्न 
सदा ज्ञायक ही है। 

ग्रब भगवान आत्मा कैसा है, उसका त्रिकाली स्वरूप 
केसा है? वह बताते है। अहाहा ! सम्यग्द्शन का विषय 
(लक्ष्य) सम्यस्दर्शन का ध्येय, परमात्मस्वरूप ऐसा त्रिकाल 
आत्मा कसा है ? वह अब कहते है । 

“'सर्वेविशुद्ध-पारिण्ासिक-परमभावग्राहक शुद्ध उपा- 
दानभूत शुद्ध-द्रव्याथिकनय से जीब कतृ त्त्व-भोकतृत्त्व से तथा 
बन्ध-मोक्ष के कारण ग्लौर परिणास से शुन्‍्य है - ऐसा समुदाय 
पातनिका में कहा गया था ।” 

ग्राचाये श्री जयसेन स्वामी ने ३०८ से ३२० तक की 
गाथाओं को मोक्ष-अधिकार की चूलिका के रूप में वर्णन किया 
है । उसके उपोद्घात मे - समुदाय पातनिका में कहा था कि 
“सर्वविशुद्ध-पारिणामिक-परमभावग्राहक शुद्ध उपादानभू तशुद्ध- 
द्रव्याथिकनय से जीव करत त््व-भोकतृत्व से तथा बन्ध-मोक्ष के 
कारण और परिणाम से शून्य है । 

अ्रहाहा | यह इस श्रात्मा के सहज एक शुद्ध स्वभाव 
की बात है। “सर्वविशुद्ध - पारिणामिक - भ्र्थात्‌ श्रात्मा का 
सहज श्रक्रत्रिम एक शुद्ध स्वभाव जो सम्यग्दर्शन का विपय है । 
“प्रमभावग्राहक” श्रर्थात्‌ त्रिकाली एक ज्ञायक स्वभाव को 


समेयसार गाथा ३२० ॥ [| २७ 


ग्रहण करने वाले श्र्थात्‌ जानने वाले शुद्ध-द्रव्याथिकनय से 
जीव कम के कत्‌ त््व-भोक्‍त्त्व से और बन्ध-मोक्ष के कारण 
गौर परिणाम से रहित है। परमात्मप्रकाश मे (दोहा १६१ 
की टीका में) परमानन्द स्तोत्र का श्लोक श्राता है कि- 
श्रनन्द ब्रह्मगों रूपस्‌ निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्यानहोना तन पश्यन्ति जात्यंधा इंव भास्करम्‌ ॥ 

अहाहा ! देह मे, शरीर में, भिन्नपने विराजमान ब्रह्म 
नाम परम स्वभाववान आत्मा अतीन्द्रिय आनन्दस्वरूप है। 
परन्तु जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष सूर्य को नही देख सकता उसी 
प्रकार भ्रन्तरदृष्टिपुवेक ध्यान से रहित प्राणी आनन्दकन्द प्रभु 
ग्रात्मा को नहीं देख सकता। ग्रात्मा श्रच्दर में अतीन्द्रिय' 
आतन्दरूप परम स्वभाव, भावरूप है, उसे भिथ्यादृष्टि नही 
देख सकते । 

यहाँ भी कहते है कि- परमभावग्राहक शुद्ध उपादानभृतत 
शुद्ध-द्रव्याथिकनय से, जीव कतृ त्त्व-भोकतृत्व से और बन्ध- 
मोक्ष के कारण ओर परिणाम से शून्य है। यह एक, आनन्‍्द- 
रूप, ज्ञायकरूप, ध्र्‌ वस्वभावभावरूप, शुद्ध उपादानभूत त्रिकाली 
परम स्वभावभाव की बात है। पर्याय मे जो सम्यग्दशन-ज्ञान-* 
चारित्र रूप वीतरागी दशा प्रगट होती है, उसे भी (क्षरिणक) 
शुद्ध उपादान कहते है, पर यहाँ त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध-उपा-' | 
दानरूप से ग्रहण करना है । 

अहाहा | महामुनिवर दिगम्बर सन्त जयसेनाचाये की. 
यह टीका है। वे वनवासी मुनि थे, मुख्यपने निजानन्दरस में 
लीन रहते थे । वे इस टीका मे कहते है कि प्रमपारिणामिक 
प्रमभावरूप ऐसा जो शुद्ध-द्रव्यस्वभाव है उसे ग्रहण करने वाले 
अर्थात्‌ जानने वाले शुद्ध उपादानभूत शुद्ध-द्रव्याथिकनय से जीव 
कतू त्व-भोकतृत््व से शुन्य है। यहाँ शुद्ध-द्रव्याथिकनय से कहा 


[ अध्यात्म रत्नत्रय 


पंन्नर अर्थात्‌ दद्ध उपादान तो कर्त्ता-भोक्तापने से त्रिकाल शृन्य 
है, पर उसके लक्ष्य से जो वर्तमान दश्ञा प्रगट होती है, वह भी 
! कर्त्ता-भोक्तापने से शून्य है । श्रह्महा ! त्रिकाली वस्तु को पकडने 
वाली आनन्द की दशारूप प्रिणमित जीव भी शुभाशुभ राग 
'के और पर पदार्थ के कर्ता-भोक्तापने से शुन्‍्य है। भ्रभी लोगो 
। को यह बात सुनने को नहीं मिलती इसलिए कठिन लगती है, 
परन्तु भाई | यह बात परम सत्य है | 
दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति इत्यादि करते-करते निश्चय 
सम्यक्त्व और निश्चय चारित्र प्रगट हो जाएगा - ऐसा मानने 
वाले को शुद्ध अ्रन्त तत्व की खबर नही है । कितने ही लोग तो 
इस शुद्ध श्रन्त तत्व की बात को एकान्त मानकर उडा देते हैं । 
पर भरे प्रभु | ऐसे भाव से तुके ससार का परिभ्रमण होगा । , 
भाई ! यह तो तेरे हित को बात है, इसकी उपेक्षा करने से 
तुझे बहुत नुकशान होगा। श्रे | सर्वेज्ञ परमेश्वर भगवान 
केवली यहाँ रहे नही, तीन ज्ञान और चार ज्ञान की दशा वाले 
मूनिराज भी रहे नहीं। इस सत्य का हकार किसके पास 
कराना ? तू माने, न माने, पर मार्ग तो यही है, भाई । 
शुद्ध चेतन्यमूर्ति भगवान सच्चिदानन्द प्रभु प्रमभाव - 
स्वरूप है । वह वर्तमान निर्मेल निविकार वीतरागी ज्ञान पर्याय 
से जानने योग्य है। ऐसा आत्मा जिसे दृष्टि मे आया, अनुभव 
में आया, वह व्यवहार का, राग का कर्त्ता नही, भोक्ता भी नही, 
ऐसा वस्तु का स्वरूप है। राग की वृत्ति उठे, उसका कर्त्ता- 
भोक्ता तो नही पर बन्च-मोक्ष के कारण और परिणम से भी 
ग्रात्मा शुन्य है । 
अहाहा | भगवान ! तू कौन हैं? कि पूर्णानन्‍्द का 
: नाथ सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा है। त्रिकाली चेतन्य का 
दल हैन प्रभु तू। तुझे जानने वाले शुद्धन्नवव्याथिकनय से 


६८) | लिल ए 


ना, 


55:52 +% “है 


समयसार गाथा ३२० । [ २६ 


देखने पर कुहते कि तू बन्ध ओर बन्ध के कारण से तथा मोक्ष 

श्ौर मोक्ष के कारण से रहित है। अहाहा | सम्यग्दशन का 
ध्येयरूप. त्रिकाली शुद्ध आत्मा सम्यस्द्शल-ज्ञान-चारित्र के 

परिणाम से रहित है। यह बात सूद्षम है। प्रभु ! तू बन्ध के 

कारण से रहित है पर मोक्ष के कारण से भी रहित है । 


भाई ! यह तो मूल मुद्दा की रकम की बात है। 
त्रिकाली ध्येयस्वरूप पूर्ण शुद्ध चिन्मात्र वस्तु भगवान आत्मा 
बन्धरूप परिणामों का और बन्ध के कारण जो भिथ्यात्व, 
ग्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग का करता नही है । तथा वह 
केवलज्ञान, केवलदशन, अनन्त आनन्द, अनन्त वीये आ्रादि 
मोक्षरूप परिणामों को नही करता, और मोक्ष के कारण जो 
निर्मेल रत्नत्रय, सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणामो को 
भी नहीं करता । क्‍यों ? क्योकि भगवान श्रात्मा त्रिकाली एक- 
रूप ध्रव वस्तु है और बन्ध-मोक्ष आदि एक समय की पर्याय 
है। भाई ! यह मार्ग सर्वज्ञ से सिद्ध है। शुद्ध द्रव्याथिकनय से 
आत्मा बन्ध-मोक्ष के कारण और बन्ध-मोक्ष के परिणाम 
से शून्य है। मोक्ष है, वह परिणाम है - पर्याय है, उसे एकरूप 
थ्र्‌ वद्रव्य कुछ करता नही । 


भाई ! जिनेश्वरदेव त्रिलोकताथ तीथ्थ॑ड्धूर परमात्मा को 
सर्वज्ञदशा प्रगट होती है, उसमे भगवान को तीनकाल-तीन 
लोक ज्ञान होता है। भगवान को उन्हें जानने की इच्छा नही 
होती । उनको बारहवे गुणस्थान मे पूर्ण वीतरागता प्रगठ होती 
है भर उसके बाद तेरहवे गुृणस्थान में केवलज्ञान प्रगट होता 
है। केवलज्ञान को पर्याय प्र वद्रव्य वही करता है । सम्यर्दर्शन 


का विषय जो प्रूव त्रिकाली चेतन्यद्रव्य है, वह॒बन्ध-मोक्ष के 
कारणो का करता नही हें । 


३० | [ अध्यात्म रत्नत्रय 


श्रहो ! ऐसी बात अन्यत्र कहाँ है ? एक दिगम्बर धर्म 
मे ही है। पर उसमे भो (दिगम्वर सम्प्रदाय मे भी) अ्रव यह 
बात इस प्रकार नही चलती, आजकल बहुत फेरफार हो गया 
है । सम्यग्दर्शन के विषयभूत श्रूव दशावान पदार्थ मे पलटती 
हुई, बन्ध-मोक्ष की दशाओ्रों का अभाव है। बन्ध-मोक्ष का 
परिणाम तो उत्पाद-व्ययरूप पलटता हुआ्ना परिणाम है, उसका 
थ्रव में अ्रभाव है। तत्वार्थसूत्र मे “उत्पाद्रव्यय प्र्‌ वयुक्त सत्‌”- 
ऐसा शआ्राता हैन ? उसमे प्रव जो त्रिकाली सत्‌ है, उसमे 
उत्पाद-व्यय का अ्रभाव है शअर्थात्‌ पश्रूव उत्पाद-व्यय को 
(पलठती पर्याय को) नही करता - ऐसा कहते हैं। बापू ! 
भगवान का मार्ग ही जुदा है भाई ! 

मोक्ष महल की परथम सीढी - अहाहा !' ऐसा 
सम्यग्दर्शन कोई अश्रलौकिक चीज है, तो मुनिदशा की तो बात 
ही क्‍या ” जिसे तीन कषाय के अ्रभाव सहित अन्तर मे प्रचुर 
आनन्द का स्वाद - अनुभव है और बाहर मे वस्त्र का एक धागा 
भी नही है, जज्भल मे जिध्च॒का वास होता है - ऐसे दिगम्बर 
सन्‍्तो की क्‍या बात करना ? छंटठे-सातवे गुणस्थान मे भूलते 
इन मोक्षमार्गी मुनिवरों की दशा महा अलौकिक होती है । 
बापू ! मुनि तो साक्षात्‌ धर्मस्वरूप है- ऐसी मोक्षमार्ग को 
द्ा को त्रिकाली ध्र्‌ वद्रव्य नही करता। अ्रहो ! किसी भाग्य- 
शाली को रुचे - यह ऐसी बात है। (कहने का ग्राशय यह हे 
तू इस बात की रुचि कर) 

/शुद्ध-द्रव्याथिकनय से आत्मा ज्ञायकभावरूप शुद्ध पारि- 
णशामिक परम स्वभावभावरूप हें। ऐसे परमस्वभावभाव की 
भावना से मोक्षमाग प्रगट होता है। यह भावनारूप मोक्षमार्ग 
पर्याय हे । बन्ध-मोक्ष की पलटना तो पर्याय में ही होती हूं द्रव्य 
मे नही। ध्र व द्रव्य ब॒न्ध-मोक्ष की पर्यायरूप नही होता । पर्याय 


समयसार गाथा ३२० ] [| ३१ 


का कर्ता पर्याय धर्म हे । पर्याय हें अवश्य,पर वह त्रिकाली ध्रूव 
द्रव्परूप नही हे । द्रव्यवृष्टि का विषय भो वह नही हे, अर्थात्‌ 
द्रव्य को देखने वाली दृष्टि में पर्याय गौण हे। इस प्रकार 
द्रव्याथिकनय से जीवद्रव्य बन्ध-मोक्ष के कारण और परिणाम 
से रहित हूं । 

बन्ध और मोक्ष के कारण, ये दोनो पर्यायरूप हैं ।' जीव 
का भ्रशुद्ध परिणाम बन्ध का कारण हे श्रौर शुद्ध परिणाम मोक्ष 
का कारण हे -ये दोनो प्रकार के परिणाम, पर्यायरूप है। 
वहाँ परद्रव्य तो बन्ध-मोक्ष का कारण नही, शुद्ध-द्रव्यरूप 
पारिणासिक परमभाव भी बन्ध-मोक्ष का कारण नही हैं, 
यदि शुद्ध द्रव्य बच्ध का कारण हो तो त्रिकाल बन्ध ही हुआा 
करे तथा यदि वह मोक्ष का कारण हो तो त्रिकाल मोक्ष हो 
अथवा पारिणामिकभाव स्वय स्वेथा पर्यायरूप हो जाए तो 
पर्याय के साथ उसका भी नाश हो जाए। इस प्रकार इस न्याय 
से सिद्ध हुआ कि बन्ध-सोक्ष के परिणाम और उसका कारण 
पर्याय में हे, पर त्रिकाली प्र वद्रव्य शुद्ध एक परमभावस्वरूप 
वस्तु इनसे शुन्‍्य हे। त्रिकाली श्रूव मे बन्ध-मोक्ष नही हैं। 
अहो | यह तो चमत्कारी गाथा ओर घमत्कारों टीका हे। 

एक भाई कहते थे कि “तुम जो अरिहत का और सिद्ध 
का ध्यान करते हो, वह भूठा है, क्योंकि अरिहत और सिद्ध 
यहाँ है नही ? 

अरे भाई [ तू सुन तो सही जरा प्रभु ! जो अरहंन्तदशा 
ओर सिद्धदशा अन्दर मे शक्तिरूप से पडी हे, उसका जो ध्यान 
करता हे, वह अहेन्त का और सिद्ध का ध्यान करता हे । क्या 
कहा ? केवली को जो केवलज्ञान आ्रादि अनन्त चतुष्टय प्रगट' 
हुआ हैं, वह अन्दर मे शक्ति मे हे,इसीलिए तो कहा कि - “सिद्ध 
समाल सदा पद मेरो । सगवान आत्मा वीतरागी दल्षा प्रगट 


३२२] [ श्रव्यात्म रत्नत्रय 


होने योग्य पूर्ण निर्मेल वीतरागी अनन्त शक्तियो का पिण्ड हे । 
भाई ! यह परम सत्य की प्रसिद्धि है। श्रह्म ! त्रिकाली शुद्ध 
द्रव्यस्वभाव के आश्रय से निर्मेल वीतरागी परिरणति प्रगट होती 
है, इस अपेक्षा से (ग्राश्रय अपेक्षा से) उसे मोक्ष और मोक्षमाग्ग 
का कारण भले कहो, पर शुद्ध-द्रव्याथिकनय से उसमे बन्ध-मोक्ष 
नही है श्रर्थात्‌ शुद्ध त्रिकाली द्रव्य बन्ध-मोक्ष का कर्त्ता नही है। 
कुछ लोग कहते है कि - परिणाम श्रशुद्ध है इसलिए 
द्रव्य भी अशुद्ध हो गया । 
अरे प्रभु | यह तू क्या कहता है ”? इस काल के साधारण 
बुद्धि वाले जीवो को कुछ खबर नही पडतो इसलिए 'हाँ जी 
हाँ, कहते है । परन्तु बापू | आत्मा की एक समय की पर्याय में 
बन्ध का अशुद्ध भाव है, इसलिए द्रव्य अशुद्ध हो गया -- ऐसा 
नही है । - 
पर्याय की श्रशुद्धता के काले मे भी श्रन्दर त्रिकाली 
द्रव्य तो ऐसा का ऐसा शुद्ध चेंतन्य का दल है। उसमे अशुद्धता 
श्र्थात्‌ बन्ध की पर्याय का तो प्रवेश नही, पर उसमे शुद्धतारूप 
मोक्ष की पर्याय का भी प्रवेश नही है। श्रह्महा | त्रिकाली शुद्ध 
चेंतन्यद्रव्य तो बन्ध-मोक्ष के कारण और परिणाम से रहित 
है । किसी को यह बात एकान्त लगे, पर भाई ! यह सम्यक्‌ 
एकान्त है । यह तो महामुनिवर दिगम्बर सन्त श्री जयसेनाचार्य 
देव का कथन हे । गअ्रहाहा ! श्रन्तर मे जिन्हे रागरहित वीतराग 
दशा थी, और बाहर मे जिन्हे वस्त्ररहित नग्नदशा थी, जिन्हे 
श्रतीन्द्रिय आनन्द का प्रचुर सवेदन था, वे मुनिराज कहते हैं 
कि हमारी यह जो मुनिपने की - मोक्ष मार्ग को दशा है, उसे 
थ्र्‌ वद्रव्य नही करता है, वह दक्शा ध्रुव मे नही है । 
' अहा | भगवान आत्मा प्रूणनिन्‍्द का नाथ प्रभु पूर्ण 
एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप हें | वह श्रननन्‍्त शक्तियों का पिण्ड हूं । 
उसकी एक-एक शक्ति पूर्ण शुद्ध हें। जो शक्ति शुद्ध हैं, वह 


समयणसार गाथा ३२० | [ २३ 


आ्रशद्धता को कंसे करे ? न करे। अशद्धता को तो न करे, शुद्धता 
के उत्पाद को भी वह नही करती - ऐसा कहते है, क्योंकि द्रव्य 
उत्पादरूप पर्याय को स्पर्श भी नही करता । 

देखो, समयसार की ४९वीं गाथा की टीका मे श्रव्यक्त 
के छह बोल है,उसके पाँचवे बोल मे श्राता है कि - व्यक्तता तथा 
भ्रव्यक्तता एकमेक मिश्रितरूप से प्रतिभासित होने पर भी वह 
केवल व्यक्तपने को ही स्पर्श नही करता, इसलिए शव्यक्त है ।* 
व्यक्त पर्याय अव्यक्त द्रव्य को स्पर्शती नही ओर अव्यक्त द्रव्य व्यक्त' 
पर्याय को स्पर्शता नही । व्यक्त अर्थात्‌ प्रगठ पर्याय और अव्यक्त 
प्र्थात्‌ भ्र वद्रव्य - दोनो को एक साथ जानने पर भी वह व्यक्त 
को स्पर्ण नही करता | द्रव्य ध्रव है, वह मोक्ष-मार्ग की पर्याय 
को स्परश नही करता । 

प्रवचनसार की १७२वी गाथा मे अलिज्ुग्रहणा के बीस 
बोल है, उसमे श्रन्तिम बोल मे कहा है कि - “लिज्] श्रर्थात्‌ 

प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण श्र्थात्‌ श्र्थावबो ध सामान्य 

जिसके नही हें, वह अलिड्भश्रहण है, इस प्रकार आ्रात्मा द्रव्य से 
नही आ्रालिज्धित ऐसी शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती 
है। अहाहा | आ्रात्मा शुद्ध पर्याय है, वह ध्रूव को स्पर्शती 
नही । पर्याय और द्रव्य दो चीज है, वे दोनो अस्तिरूप है। दो 
वाचक के वाच्य भी दो है | वे दो रूप ही रहना चाहिए, वहाँ 
वह (ध्र्व) इस (पर्याय) को कंसे करे ? दोनो अपने-अपने मे 
सत्‌ है न प्रभु | भाई | यह समभकर भश्रन्दर में (शुद्ध श्रन्त तत्त्व 
से) रुचि करना चाहिए । अन्दर की रुचि (सम्यर्दर्शन) बिना 
व्रत, तप आदि बाहर के आचरण करे, पर ये तो सब बिना 
एक की बिन्दी जेंसे है । समझ में श्राया ! 

अहा ! जो ध्र्‌व है, वह तो सदा एक#प सदुश है और 
पर्याय (उत्पाद-व्यय) विसदृश है। क्‍या कहा ? श्रव एक 


रे४ड ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


परमभाव - ज्ञायकभाव त्रिकाली एकरूप सद्द्य चीज है, उत्पाद- 
व्यय तो भाव-श्रभावरूप विसदृश है । अब जो सदुश हे, वह 
विसदुश को कंसे करे ? विदृसश को स्पर्श नही करने वाला सदृश 
त्रिकाली ध्र्‌ व,विसदुश पर्याय को किस प्रकार करे ? “परिणाम 
परिणाम मे रह गया, में तो भिन्न वस्तु हँ- ऐसा सोगानीजी ने 
द्रव्यद्ष्टि प्रकाश मे कहा है न ? यह वही बात है । तेरा मार्गे 
जुदा है प्रभु ! तुझे धर्म करना है न ? तो कहते हैं-धर्म की पर्याय 
को परद्रव्य तो नही करे, पर तेरा त्रिकाली प्र्‌ व द्रव्य भी नही 
करता । अ्रह्महा | राग तो धर्म पर्याय को न करे, शुभराग कर्त्ता 
ओर धर्म की पर्याय उसका कर्म, ऐसा तो नही है, पर श्र वद्रव्य 
कर्त्ता और पर्याय इसका कार्य - ऐसा भी नहीं है। श्रहो ! 
पूर्याय-पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है। इसमे तो गजब की बात है भाई । 
ये सब पेसे वाले धूल में (पंसे मे) फेस गए है, उन्हें 
ग्रब॒ ये सब बाते किस दिन सुनने को मिले ? बेचारो को 
फूरसत मिले तब न ? यहाँ कहते है - सुन तो प्रभु | ये तेरा 
चेतन्‍्यदल है, इसमे अनन्त शक्तियाँ है। ऐसी श्रनन्‍्त शक्तियों का 
एकरूप पिण्ड वह द्वव्य है । उसे जानने वाला शुद्ध-द्रव्याथिकनय 
है । शुद्ध-द्रव्याथिकनय से श्रूव द्रव्य मोक्ष-मार्ग और मोक्ष की 
पर्याय को नही करता । गजब को बात की है, सर्वविशुद्धज्ञान 
अधिकार की समुदायपातनिका मे यह बात पहले कही गई है। 
भ्रब कहते है - “पहले चार गाथाओं द्वारा जीव के 
व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य वर्णन किया गया । उसके बाद 
चार गाथाग्रो द्वारा शुद्ध को भी जो प्रकृति के साथ बन्ध 
होता है, वह श्रज्ञान का माहात्म्य है” इस प्रकार श्रज्ञान का 
सामथ्य कहनेरूप विशेष वर्रान किया गया है । 
भगवान श्रात्मा शुद्ध आनन्दकन्द प्रभु है, उसे राग का 
बन्ध होता है, यह अज्ञान का माहात्म्य है। क्‍या कहा ” अपने 


समयसार गाथा ३२० | [ ३५ 


स्वरूप का भान नही, ऐसा जो अज्ञान है, वह बनच्च का कारण 

है । भगवान आत्मा शुद्ध चेतन्यघन प्रभु सदा अबन्ध-स्वरूप है, 

वह राग को नही स्पर्शता, तथापि प्रकृति के साथ उसका जो 
बन्ध होता है, वह अज्ञान का माहात्म्य है । 


भाई | तेरी पर्याय मे तेरी भूल से तुझे बन्च है। भूल 
क्या है ? कि स्वयं ने स्वयं को नही जाना, अपने स्वरूप को 
नहीं जाना, यही भूल है और इसी से बन्धन है, इसीलिए तो 
उससे छुटनेरूप मोक्षमार्ग का उपदेश दिया जाता है। यदि 
बन्धन हो ही नहीं तो “मोक्ष के लिए शुद्धात्मा को ध्याओं 
ऐसा उपदेश क्‍यों देते ? पर्याय मे बन्धन है और उससे छूटने का 
उपाय भी है। पर उतना ही सम्पूर्ण आत्मा नही । उन पर्यायों 
के समय ही सम्पूर्ण परमभावस्वरूप परम पवित्रता का पिण्ड 
प्रभु श्रात्मा अनन्त शक्तियो से परिपूर्ण अन्दर विराज रहा 
है, जिसका लक्ष्य करने से बच्चन टनता है और मोक्ष प्रगट 
होता है। ऐसे पवित्रस्वहूप प्रभु ग्रात्मा का ज्ञान नही - ऐसे 
अज्ञान की यह महिमा है कि इसे पर्याय में बन्ध है । 


अरे | लोग तो बाह्य क्रिया में धर्म मानते है। दया 
पालना, सामायिक करना, उपवास करना, चौविहार करना, 
कन्दमूल न खाना इत्यादि मन्दराग की क्रिया में धर्म मानते है, 
पर भाई ! इसमें धूल बराबर भी धर्म नही है । क्रिया का राग 
तो क्लेश है, दु ख है और उसे धर्म मानना यह ॒स्व-स्वरूप का 
अ्ज्ञान है। अहा | शुद्ध द्रव्य को जड़कर्म को प्रकृति के साथ जो 
बन्ध है, वह इस अज्ञान का माहात्म्य है। अ्रह्य | मारग तो एक 
वीतराग स्वरूप है और दुनिया कही और (रागमय )' मान बेठी 
है - ये अज्ञान का माहात्म्य है। इस प्रकार (चार गाथाश्रों मे ) 
अज्ञात का सामथ्ये कहनेरूप से विशेष वर्णन किया है। 


शक] , अध्यात्म रत्नत्रय 


ग्रव कहते है - “उसके बाद चार गाथाश्रो द्वारा जीव 
के श्रभोक्‍तृत्व-गुरण के व्याख्यान की मुख्यता से व्याख्यान 
किया है ५ 
पहले अ्रकतृ त्वगुण कहा, फिर ग्रभोक्तृत्व के व्याख्यान 
की मुख्यता से व्याख्यान किया है । 
उसके बाद दो गाथाएँ कही जिनके द्वारा, पूर्व मे बारह 
गाथाग्रो में शुद्ध निश्चय से कतृ त्व-भोकतृत्व के ग्रभावरूप तथा 
बन्ध-मोक्ष के कारण झऔौऔर परिणाम के श्रभावरूप जो व्याख्यान 
किया था, उसका ही उपसहार किया गया है । 
इसप्रकार समयसार की शुद्धात्मानुभ्रूति लक्षण 
तात्पयंबृत्ति' नाम की टीका में मोक्षाघिकार सम्बन्धी चूलिका 
समाप्त हुई । अथवा दूसरी रीति से व्याख्यान करने पर यहाँ 
मोक्षाधिकार समाप्त हुआ्ना । 
देखो, इस टीका का नाम शुद्धात्मानुभूति लक्षण 
'तात्पर्यवृत्ति' है। श्री श्रमृतचन्द्राचायंदेव की टीका का नाम 
“ग्रात्मख्याति” है। श्री जयसेनाचार्यदेव की अपेक्षा से मोक्षा- 
घिकार सम्बन्धी चुलिका समाप्त हुई अथवा अच्य श्रकार 
व्याख्यान करने पर मोक्षाधिकार यहाँ समाप्त हुआ । 
श्रब विशेष कहा जाता है - 
क्रौपशसिकादि पाँच भावों मे किस भाव से मोक्ष होता 
है - यह विचार किया जाता है । - 
दक्ष चहाँ श्रौपशसिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और आ्रौदयिक 
य्य्‌ चार भाव पर्यायरूप हैं/तथा शुद्ध पारिणामिक (भाव) 
-द्रव्यरूप है। ये परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य-पर्यायहय (द्रव्य श्रौर 
हेसर्याय का जोड़ा ) वह भ्रात्मा-पदार्थ है । 
' १) (३ देखो, पाँच _ भावों मे उपशमादि चार भाव पर्यायरूप 


है। उनमे अथम तीत भाव निर्मल पर्यायहूप है, अौदय्रिकभाव 


संमयेसार गाथा ३२० ] [ ३७ 


मलिन विकाररूप है और पारिणामिक भाव ध्र्‌ व द्रव्यस्वरूप 
है । वह आत्मा का अहेतुक अक्षत्रिम सहज स्वभाव है । 

१ शौषशसिकभाव - पाँच भावों मे एक ओऔपशमिक- 
भाव है, वह निर्मल है । जेंसे पानी से मैल नीचे बेठ जाए और 
ऊपर पानी निर्मल हो जाए, वेसे कर्म का उदय रुके श्र अन्दर 
पर्याय मे निर्मेलभाव प्रगठ हो, उसे औपशमिकभाव कहते है । , 

“अनादिकाल का अज्ञातनी जीव जब सर्वप्रथम अपने शुद्ध स्वभाव 
का भान करता है, तब चौथे गुणस्थान मे औपशमिक सम्यग्दशन 
होता है। इस ओऔपशमिकभाव से धर्म की शुरूआत होती है, 
पश्चात्‌ चारित्र में उपशमभाव मुनि की श्रेणी के समय होता 
है । यह उपशमभाव निर्मेलभाव है। उसमें मोह का वर्तमान 
उदय नही है, तथा उत्तका सर्वथा क्षय भी नही हुआ । जेसे 
नितरे हुए स्वच्छ पानी के नीचे मैल बंठ गया हो, वेसे जीव की 
स्वच्छ. निर्मेल पर्याय में भी सत्ता में मोहकर्म पड़ा है - इस 
अवस्था को औपशसिकभाव कहते है | 

२. क्षायोपशमिकभाव - इस भाव मे कुछ विकास और 
कुछ आवरण है, ज्ञानादिका सामान्य क्षयोपशमभाव तो सभी 
छद्यस्थ जीवों को अनादि से होता है, पर यहाँ मोक्ष के कारण- 
रूप क्षयोपशमभाव बताना है - अर्थात्‌ यहाँ सम्यग्दशंन पूर्वक 
क्षयोपशमभाव की बात है । ऊलुदधत् आल), 

कर्म के उदय का उदयाभावी क्षय ओर ग्रनुदय/उपशम- ' 
रूप से अन्दर सत्ता मे रहे, उसके निमित्त से जीव का जो भाव 
हो, उसे क्षयोपशमभाव कहते है । 

३. क्षायिकाव - आत्मा के गुर की सम्पर्ण शद्ध दशा 
प्रगटे और कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाय - ऐसी दशा वह 
क्षायिकभाव है। दर्शनमोहनीय का क्षय हाने- पर क्षायिक 
सम्यर्दर्शन, ज्ञानावरणी का क्षय होने पर क्षायिकज्ञान, दर्शना- 


रैंप ।] [ श्रध्यात्म रत्नत्रेय॑ 


वरणी का क्षय होने पर क्षायिक दर्शन - ऐसे जो भाव प्रगट 
होते हैं, वे ज्ञायिक भाव कहलाते हैं । 

ये तीनो भाव निर्मल पर्यायरूप है, ये अनादि के नही 
होते, पर भ्रात्मा के आश्चयपूर्वक नये प्रगट होते है, सादि है । 
ये भाव मोक्ष का कारण होते है - ऐसा आगे कहेगे । 

४ श्रौदधिकभाव - जिसमे कर्म का उदय निमित्त 
होता है, जीव के ऐसे रागादि विकारी भाव औदयिक भाव हैं । 
दया, दान, ब्रत, भक्ति आदि तथा हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील 
ग्रादि रूप भाव श्रौदयिकभाव हैं । 

एक श्रपेक्षा से इसे पारिणामिक भाव भी कहा है। 
जीव स्वय भाव करता है, इस अपेक्षा से उसे पारिणामिकभाव 
कहा है । भ्रब ऐसी बात ओघे-ओपघे (विपरीत अभिप्राय से) जो 
सुने उसे क्या समझ में आये ? भाई | दया पालो, दान करो, 
ब्रत पालो - ऐसी प्ररूपणा करे,पर बापू | ये सब भाव औदबिक- 
भाव है, बन्ध के कारणरूप है, ये भाव मोक्ष के कारण 
नही होते । 

अनादि से सब ससारी जीवो को श्रौदयिकभाव होता 
है और मोक्षदशा होते पर उसका सर्वेथा अभाव होता है । 

भू. पारिणासिकभाव - आत्मा का त्रिकाली सहज 
एकरूप शाश्वत स्वभाव वह पारिणामिकभाव है, वह प्र व द्वव्य- 
रूप है। उसे “परमभाव” कहा है। अन्य चार भाव क्षणिक है 
इसलिए उन्हे “परमभाव' नही कहा । पारिणामिकरूप परम- 
स्वभाव प्रत्येक जीव को सदा विद्यमान है । 

इन पाँच भावों में सर्वविशुद्ध परम॒पारिणामिकभाव 
जो शाश्वत थ्र व - अचल है, वह द्रव्यरूप-वस्तुरूप है,भौर श्रन्य 

, चार भाव प्रगट पर्यायरूप है। उनमे तीन भाव निर्मेलरूप हे 
| और आौदयिकभाव मलिनरूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य- 


समयसार गाथा ३२० ] [ ३६ 


पर्यायद्यरूप आ्रात्मा है, अर्थात्‌ द्रव्य-पर्याथ दोनों एक होकर ' 
सम्पूर्ण आत्मा-पदार्थ है । द्रव्य वह निश्चय, पर्याय वह व्यवहार 
तथा दोनों मिलकर प्रमाणरूप सत्‌ वस्तु है । 
द्रव्य-पर्यायरूप सम्पूर्ण पदार्थ प्रमाण का विषय है। 
उसमे परम पारिणामिक-स्वभावरूप त्रिकाली श्र वद्रव्य 
निश्चयनय का विषय है, और वतंमान वत्तेती पर्याय व्यवहा रतय 
का विषय है । निश्चयनय त्रिकाली द्रव्य को स्वीकार करता है 
और व्यवहारनय वर्तमान वर्तेती पर्याय को स्वीकार करता है । 
तिश्चय का जो ज्ञान किया, उसके साथ पर्याय का ज्ञान मिलावे 
तो वह प्रमाराज्ञान है, पर निश्चय को उड़ाकर व्यवहार को 
मिलाये तो प्रमाणाज्ञान नही रहता । 
भाई | तेरी वस्तु को (आत्मा को) देखने के तीन 
प्रकार है - 
१. त्रिकाली प्लूव द्रव्यरूप प्रमभाव को देखने वाली दृष्टि 
बह द्रव्याथिकनय है । 
२ वस्तु को पर्यायरूप में देखने वाली दृष्टि वह पर्यायर्थिक- 
नय है । 
३. द्रव्य-पर्यायछूप वस्तु को समग्रपने देखने वाली दृष्टि वह 
प्रमाणाज्ञान है । हु | 
अध्यात्मदृष्टि में शुद्ध द्रव्य, वह निश्चय है और उंसकी 
शुद्ध पर्याय द्वारा मोक्षमार्ग को साधना, वह व्यवहार है। 
रागादिक तो परमार्थ से अनात्मा है,क्योकि वे शुद्ध श्रात्मा नही, 
अशुद्धभाव है, इसलिए शुद्ध दृष्टि में वे अनात्मा है। अभेद 
आत्मा की अनुभूति मे उन्तका अभाव है अर्थात्‌ शुद्धात्मानुभूति 
से वे (रागादि) बाह्य है । क 
देखो, जुद्ध जीव अन्त तत्त्व हें और रागादि बाह्मतत्त्व 
है। अभेद तत्त्व की अनुभूति में निर्मेलपर्याय का भेद भी नही, 


दिट्ठी जहेव जाए कर अं । तह श्रवेदय चेव । 
जाराइ य घधमोक्स हे रिज्जर, चेव ॥। 

गाया *- हा (हंश्य पदार्थों को 
करता-भोगता नही है, किन्तु देखता ही है), 


उसीप्रकार ज्ञान श्र तथा श्रवेद्क है, 
श्र वन्ध, मोक्ष, तथा निर्जरा को 
जानता ही है । | 


वब्बद्वधिएण सब्व दव्व त पज्जयद्विएर पुणो । 
हवदि य भ्रण्णमरएण्ण तक्काले तम्मयत्तादो ।। 

प्रन्वयार्थ .-- द्रव्य थिक (नय) से सब 
द्रव्य है, श्रौर पर्यायाथिक (नय) से वह 
(द्रव्य) अन्य-प्रन्य हे क्योकि उस समय 
तन्‍्मय होने से (्र ग्रे से) अनन्य है । 





योह्य भावों कर कली 
शेयो ज्ञेयज्ञानमान्न | स नेव। 
ज्ञेगो.. ज्ञेयज्ञानकल्लोलवल्गन्‌ 
ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्र ॥। 

एश्लोकार्थ .- जो। यह ज्ञानमात्र भाव मैं 
हूँ वह ज्ञेयो का ज्ञानमात्र ही नही जानना 
चाहिये, (परन्तु) ज्ञेगो के श्राकार से होने 
वाले ज्ञान की कल्‍्लोली के रूप मे परिणमित 
होता हुआ वह ज्ञान-गैय-ज्ञातामय वस्तुमात्र 
जानना चाहिये। (अर्थात्‌ स्वय ही ज्ञान, 
स्वय ही ज्ञेय, स्वय । ही ज्ञाता - इसप्रकार 
ज्ञान-शेय-ज्ञातरूप तीनो भावयुक्त वस्तुमात्र 
जानना चाहिए) । । 


पज्य मणिलाल बेलचंद भाई 
णए्वं 
पज्य चिमनलाल बेलचंद भाई 


धन का 2. 4 


न बह 


-+“संभरण 'जाॉलि 


नादि काल से पर्याय में विद्यमान दरिद्वता को दूर 
करने वाली आध्यात्मिक सम्पत्ति हमें सौप कर आपने 
सम्पूर्ण परिवार पर शअ्रत्यन्त उपकार किया हैं । आपने 
जीवन के भ्रच्त तक पृज्य ग्रुरुदव श्री कानजीस्वामी के 
सान्निध्य में रहकर उनके प्रवचनों का लाभ लेकर वह 
प्रमल्य निधि हमें सोपी है, भ्रतः हम श्रापका जितना 
उपकार माने उतना ही कम है । 


सम्यग्दर्शन प्रकट करने में! विशेष निमित्तरूप इन 
गाथाओ पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का सकलन करके 
आदरणीय लालचन्द भाई मोदी की प्रेरणा से गुजराती 
में प्रकाशन हुआ, जिसका हिन्दी में श्री राजकुमार जैन 
द्वारा श्रनुवाद कराकर समाज को लागत से अध॑ मलय में 
भ्र्पण करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। हु 


मुक्तिमार्ग दर्शक तथा निरच्तर स्वाध्याय करने 


योग्य यह पुस्तक सभी मुमुक्ष पढे, विचारे और चिन्तवन 
करें--यही मगल भावना है । 


शांताबेन शान्तोलारू जवेरी 


8।, त्तीलाम्बर, 
37, पेडर रोड, बम्बई-26 


४० | [ श्रध्यात्म रत्नत्र॑य 


इस अपेक्षा से उसे भी बाहलह्यतत््व कहा है। नियमसार गाथा 
रे८ में एक शुद्ध आत्मा को ही भ्रन्तःतत्त्व कहा है और जीवादि 
तत्त्वों को बाह्यतत्त्व कहा है। इसका मतलब यह कि जीवादि 
तत्त्वो सम्बन्धी भेदविकल्प के द्वारा शुद्ध आत्मा अनुभव में नही 
श्राता, इसलिए वह बाह्मतत्त्व है, हेय है। भाई ! पर्याय के भेद 
श्रादरणीय नही है, श्राश्नय करने योग्य नही है। एक्रमात्र शुद्ध 
त्रिकाली एक ज्ञायकतत्त्व में श्रभेद होकर ग्रनुभव करना योग्य 
है | तथा जो अनुभव है, वह स्वय पर्याय है,पर वह द्रव्यस्वभाव 
के सनन्‍्मुख होकर उसका ग्राश्नय करती है| इस प्रकार शाश्वत 
शुद्ध ज्ञायक वस्तु और उसकी वर्तमान अवस्था, दोनो परस्पर 
सापेक्षपने सम्पूर्ण गआरात्मा है । 
भाई | तुझे दु ख मिटाकर सुखी होना है न ? तो दु ख 
किस भाव से हे भर सुख किस भाव से होता है - उसे तू 
जान । सुख-दु ख तेरे स्वयं के भाव से ही है, श्रन्य के कारण 
नही । बापू ! वस्तु के स्वरूप को जाने बिना अनन्त काल से तू 
चौरासी लाख योनियो मे जन्म ले-लेकर भटक रहा है। वहाँ 
तू अ्रकेला तेरे भाव से दु खी है, कोई अन्य से नही । पाप के 
उदय में एकेन्द्रियादि में जाता है, वहाँ भ्रकेला दुःखी है, और 
पुण्योदय से स्वर्गादि मे जाता है तो वहाँ तू अकेला कल्पना से 
(वास्तविक नही) सुखी है, इसमे किसी को सहायता - अपेक्षा 
नही है । तथा शुद्ध अ्रन्त तत्त्व के आश्रय से ज्ञान-दर्शन-चारित्र- 
रूप परिणत होने पर मोक्षमार्ग में भी तू भ्रकेला ही सुखी है 
या होगा, उसमे भी किसी पर द्रव्य का साथ या अपेक्षा 
नही है ! 
पर्यायरूप चार भावों मे औपशमिकादि तीन भाव 
निर्मेल हैं, मोक्ष के कारण हैं और औदबिकभाव मलिन है, 
बन्ध का कारण है | तथा जिसके आश्रय से निर्मेलभाव प्रगट 


संमयसार गाथा ३२० ] |. ४१ 


होता है वह शुद्ध पारिणामिकभाव त्रिकाल द्रव्यकूप है। ऐसा 
परस्पर सापेक्ष द्रव्य-पर्याय के एकत्व रूप वह सम्पूर्ण आत्मा-पदार्थ 
है। अश्रहों | यहाँ तो अमृत परोसा है। कहा भी है “अमृत 
वरस्या रे प्रभु | पचम काल में 


“बहाँ, प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और श्रभव्यत्व ऐसे 
तीन प्रकार फे पारिणासिक भावो में, शुद्ध जीवत्व ऐसा जो 
शक्ति लक्षण पारिणामिकपना बह शुद्ध-द्रव्याथिक नयाश्रित होते 
से निरावरण श्रौर शुद्ध पारिणासिकभाव' संज्ञावाला जानना । 
वह तो बन्ध-मोक्ष पर्याय रहित है ४ 


देखो, यहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अ्भव्यत्व - ऐसा तीन 
प्रकार का पारिणामिकभाव कहा, वहाँ “शुद्ध शब्द का प्रयोग 
नही किया, श्रर्थात्‌ ये तीन भेद करना अशुद्ध पारिणामिक है 
शोर वह व्यवहारतय का विषय है; परन्तु वहाँ इन तीन प्रकार 
के भावों में श॒द्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना 
है, वह श्रव त्रिकाली है और शद्ध-द्रव्याथिकनयाश्रित होने से 
निरावरण और शुद्ध-पारिणामिकभाव सज्ञावाला जानना। 
अहाहा | कितना स्पष्ट किया है? 


सम्यग्दशंत का विषयभूत त्रिकाली पध्र्‌ वद्रव्य, चार भावों 
से रहित तथा शक्ति लक्षण शद्ध-पारिणामिकभाव है। वह शद्ध 
द्रव्याथिकनय का विषय है और वह निरावरण है। श्रह्महा | 
भव्य हो या अभव्य, उसमे शक्तिरूप त्रिकाल शुद्ध जीवत्व शद्ध 
पारिणामिकभाव है ओर वह शुद्ध-द्रव्याथिकनय का विषय होने 
से निरावरण है। अ्रहा | जिसमे चार पर्याये नही उसमे ग्रावरण 
कंसे ? (भआ्रावरण तो पर्याय मे होता है) ऐसा जो श॒द्ध चेतन्य 
के प्रवाहरूप चेतन्य-चेतन्य-चेतन्य, शुद्ध चेंतन्य के ध्र्‌ व प्रवाहरूप 
शुद्ध जीवत्व है, वह निरावरण शुद्ध पारिणामिकभाव है और 


४ ै [ अध्यात्म रत्नत्रयं 


वह बन्ध-प्रोक्ष के परिणाम से रहित है, श्र्थात्‌ वह बन्ध-मोक्ष 
के परिणाम का कारण नही है। 

कुछ लोग कहते है कि पर्याय मे अशुद्धता हो तो द्रव्य 
श्रशुद्ध हो जाता है। उनकी इस मान्यता का इसमे निषेध हो 
गया । भाई | द्वव्य तो त्रिकाल शुद्ध निरावरण ही हे । आवरण 
है तो पर्याय मे है । पहले ऐसी बात चलती नही थी और बाहर 
भ्राई तो कितनो मे खलबलाहट हो गई कि अरे | हमारा यह 
सब क्रियाकाण्ड उड जाएगा। पर बापू | ये तेरे हित की बात 
है | भाई | चौरासी के अवतार का श्रन्त करके जन्म-मरण 
रहित होने की यह बात है । 

शुद्ध जीवत्वरूप त्रिकाली शक्ति लक्षण पारिणामिकभाव 
की दृष्टि करने से सम्यदर्शन प्रगट होता है, यह बाद मे कहेगे । 
यहाँ कहते हैं - वस्तु का स्वरूप जो त्रिकाली शक्तिरूप सत्‌ है, 
सत्‌ का जो सत्व है - वह त्रिकाल निरावरण है। त्रिकाली 
थ्रूव शुद्ध द्रव्य मे जुसे उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, 
ये पर्यायरूप भाव नही है, वेसे ही उसमे आवरण भी नही है । 
एकबार सुत् तो सही नाथ ! अन्दर मे भगवान आत्मा आनन्द- 
ब्रह्मणो रूप! भ्रर्थात्‌ ज्ञानानन्द स्वरूप की लक्ष्मी से महा प्रतापवत, 
त्रिकाल विराज रहा है | उसकी दृष्टि करना सम्यदर्शन है,, जो 
धर्म की पहली सीढी है । 

अज्ञानी मानता है कि कषाय की मन्‍्दता, ब्रत, नियम 
आदि क्रियारूप साधन से साध्य सिद्ध होगा, परन्तु ऐसा नहीं 
है | कपाय तीत्र हो या मन्द, वह झ्रौदयिकभाव है और वह 
मलिन-विकारी परिणाम ससार का-बन्ध का कारण है, मोक्ष 
का नही । मोक्ष का कारणरूप तो श्रोपशमिक, क्षायोपशमिक 
और क्षायिक - ऐसे निर्मल पर्याश्ररूप तीन भाव है, श्र जो 
चारो ही भावों से रहित त्रिकाल शुद्ध पारिणामिक भाव हैं; वह 


समयसार गाथा ३२० ] [ ४३ 


ग्रक्रिय है। उसमें क्रिया नही हूँ, उत्पाद-व्यय नही है । इसमें 
कुछ करना नही और छोडना नही है। मोक्ष करना इसमें 
नहीं है, राग करता इसमें नहीं, तथा राग छोड़ना भी इसमें 
नही. है। अ्रह्म ! ऐसा शुद्ध पारिणामिकभाव निरावरण है। 
उसका आश्रय लेने पर सम्यग्दर्शन श्रादि धर्म प्रगट होता है । 

प्ररेरे ! ऐसी बात जिसके कान में भी न पड़े वह बेचारा 
क्या करे ? मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? यह पॉच भाव 
किस प्रकार है ? किस भाव से बन्धन है और किस भाव से 
मोक्ष का उपाय तथा मोक्ष होता है ? कौन भाव शुद्ध हे और 
कौन भाव अशुद्ध है ? कौन-सा भाव आश्रय करने योग्य उपादेय 
है और कोन हेय है ? इन्हे समझने की फुरसत न मिले वह 
बेचारा क्‍या करे ? ग्ररेरे | वह चौरासी के अ्रवतार मे कही 
डूब मरेगा | क्या करें ? भाई | तुझे यह समभने का अवसर 
है । इसमे तू खाने-कमाने के पीछे, कुटुम्ब-परिवार को प्रसन्न 
रखने के पीछे श्रौर इन्द्रियों के विषय-भोगो के पीछे ही रुक 
जायेगा तो श्रवसर हाथ से चला जायेगा श्रौर तू ससार में ही 
परिभ्रमण करेगा। 

देखो, श्‌द्ध पारिणामिकभाव जो त्रिकाल है, उसे भी 
भाव कहते है। पर्याय को भी भाव कहते हैं। राग भी भाव 
कहलाता है और द्रव्य (वस्तु) को भी भाव कहते है। यहाँ 
द्रव्य को श्‌ द्ध पारिणामिकभाव सज्ञा दी है। उसे वन्ध-मोक्ष 
परिणति से रहित कहा है । 

अ्रहाहा | भगवान श्रात्मा त्रिकाल ध्र्व अस्तिरूप है । 
है, है भर है। श्रात्मा ध्रूव ध्रूबव ध्रव ऐसा अ्नादि अनन्त शुद्ध 
चेंतन्य के प्रवाहरूप है। वह बन्ध-मोक्ष की परिणति से रहित है, 
रागादि भाव से रहित शोर मोक्षमार्ग तथा मोक्ष की पर्याय से 
भी रहित है। अहाहा | त्रिकाल स्वभाव में पर वस्तु नही, 


डंडे] | अध्यात्म रत्नन्नय 


' राग नही, मलिन पर्याय नहीं, और श्रपूर्ण या पूर्ण निर्मल 
पर्याय भी नहीं। ऐसी अ्रपनी चीज का जिसे भ्रन्दर दृष्टि मे 
स्वीकार हुआ है, उसे ही शुद्ध आत्मा के अ्रतीन्द्रिय आनन्द का 
स्वाद आ्राता है । बाकी तो सब थोथा (व्यर्थ) है । 

भाई | जन्म-मरण के अन्त का उपाय यह एक ही है। 
दुनिया माने या न माने, दुनिया को जो रुचे वह कहे, पर सत्य तो 
यही है| आत्मा शुद्ध चंतन्‍्य-महाअभु॒बन्ध-मोक्ष की पर्याय से 
रहित वस्तु है। उस एक के आश्रय से धर्मरूप निर्मल परिणति 
प्रगट होती है । 

अरब विशेष कहते है - “परन्तु जो दशप्राणरूप जोवत्व 
प्रौर भव्यत्व-प्रभव्यत्वदय वह॒ पर्यायाथिकनयाश्रित होने से 
“अशुद्ध पारिणामसिकभाव  संज्ञावाला है। 

लोगो को यह समझता कठिन पडता हूँ | श्रभी तो मै 
शरीर से रहित हूँ- यह स्वीकार करना कठिन पडता है। 
: पर भाई | ये शरीर आदि की क्रिया तो इसके काल मे जो 
होना हो वह होती है, उममे तुम्हारा, अधिकार हो नही है । 
में ध्यान रख तो शरीर व्यवस्थित रहे, नही तो बिगड जाए - 
ऐसा त्‌ मानता है, पर ऐसा कोई अधिकार तेरा शरीर_पर नही 
है, क्योकि शरीर पर वस्तु है | श्रह्महा ! शरीर से जुदा, राग 
से जुदा और एकममय की पर्याय से भी जुदा, अन्दर मे ऐसा 
जो त्रिकाली थ्र वद्रव्य है, इसे ध्येय. बनाता है - ऐसा यह मार्ग 
है | भाई ! यह अपूर्व बात है। श्रनन्तकाल मे इसने अन्‍्तदु ष्टि - 
द्रव्यद्ष्टि की हो नहीं, पर इसके बिना मात्र बाहर की क्रिया 
से धर्म नही होता,। ' 

श्ररे भाई | तुझे तेरे कायमी - त्रिकाल जीवन की खबर 
नही है तो तू सच्चा जीवन किस्र प्रकार जियेगा ? ग्राहर-पानी 
वा शरीरादि जड पदार्थों से तू जीवन माने, पर ये कुछ झच्चा 


समयसार गाथा ३२० |] [ ४५ 


जीवन नही है । अभ्रहा | शरीर स्वय ही जड मृतक-कलेवर है 
तो उसके द्वारा तू कैसे जियेगा ? भाई | अपने शुद्ध चेतस्यप्राण 
से त्रिकाल जिये, और शुद्ध चेतन्यस्वभाव के आश्रय से मोक्ष - 
स्वरूप सिद्धपद को साधकर सादि अनन्त पूर्ण आनन्दमय जीवन 
जिये वही जीव का सच्चा जीवन है । स्तुति मे श्राता है कि- 
तारू जीवन खरू' जोवन, जीवी जाण्यु नेमनाथें जीवन 

अहाहा ! भगवान केवली, जंसा पूर्ण वीतराग-विज्ञानमय 
जीवन जीते है, वह यथार्थ जीवन हैं - सच्चा जीवन है । बाकी 
अज्ञानपूर्वंक रागादिमय जीवन जिये, उसे जीव का जीवन कौन 
कहे ? ये तो भयद्भूर भावमरण है। आता है न कि - 

“तू क्‍यों भयंकर भावभररा प्रवाह में चकचूर है 

बापू ! राग से धर्म माने श्रर्थात्‌ राग को जीवन माने 
उसे तो सच्चा जोवन जीना भी नही आता, उसे तो निरन्तर 
भावमरण ही होता रहता है । समझ मे झ्राया ' '? 


दशप्राण॒रूप जीवत्व और भव्य-अ्रभव्यत्वद्वय पर्याया- 
थिक्नय के ग्राश्चित है और इसलिए “अशुद्ध पारिणामिकभाव” 
सज्ञावाले है। अ्रहो | यह तो अ्रकेला मक्खन" दिया है। दश- 
प्राणरूप जीवत्व और भव्यत्व-अ्रभव्यत्वद्यय - ये तीनो अवस्था- 
दृष्टि से - पर्यायदृष्टि से - व्यवहार से कहे जाते है । 

दशप्राणरूप जीवत्व भ्रणुद्धप्राण है । जीव जडप्राणो से 
जीता है - यह बात तो नही, परन्तु पाँच इन्द्रियाँ (भावेन्द्रियाँ ) 
मत, वचन, काय, आयु श्रोर श्वांस (अ्रन्दर जीव की योग्यता- 
रूप) - ऐसे दशप्राणरूप श्रशुद्ध जीवत्व से जीत्र जीता है - यह 
भी व्यवहार से कहा है और वह ' अशुद्ध पारिणामिकभाव” 
है । तथा भव्यत्व और अशव्यत्व भी पर्यायाथिकनया श्रित होने 





१ सारभूत तत्व 


४पए ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


से “अशुद्ध-पारिणामिकभाव” है। त्रिकाली ध्रूव एक चेतन्य- 
स्वभाव से भरी हुई, शुद्ध-परमपारिणाम्िकभाव स्वरूप वस्तु 
मे यह “अशुद्ध-पारिणामिकभाव” नही है - ऐसा मानने मे 
एकान्त व्यवहार के पक्षवालो को बाधा होती है । परन्तु वस्तु 
का स्वरूप ही ऐसा है, उसमे कोई क्‍या कर सकता है ? यहाँ तो 
स्पष्ट लिखा है कि दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और श्रभव्यत्व, 
ये तीनो पर्यायाथिकनयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिकभाव 
सज्ञावाले हैं । ह 

प्रश्न - ये भाव “अशुद्ध' कैसे हैं ? 

उत्तर - संसारियो को शुद्धनय से श्रोर खिद्धों को तो 
सवंधा ही दशप्राणरूप जीवत्व तथा भव्यत्व-प्रमव्यत्वद्वय का 
अ्रमाव होने से ये श्रशुद्ध हैं । 

यद्यपि पर्यायाथिकनय से श्रशुद्धरूप दश भावप्राण,भव्यत्व- 

झ्रभव्यत्वद्यय - ये तीनो जीव के कहे जाते हैं तथापि “'सब्बे 
सुद्धा हु शुद्धशाया” - इस वचन से शुद्धनय से ससारी-जोब को 
ये तीनो भाव नहीं है। भ्रहाहा वस्तु जो त्रिकाल शुद्ध 
एकरूप है, उस वस्तु मे इनका अभाव है, और सिद्धों को दश- 
अ्रशुद्ध भावप्राण सर्वथा नही हैं, भ्र्थात्‌ पर्याय मे भी नही है । 
ससारी को ये तीनो पर्याये है, परन्तु वस्तु मे नही, जबकि सिद्ध 
मे इन तीतो का सर्वथा अभाव है। अ्रहाहा । सिद्ध भगवान 
भव्य भी नही है, और अभव्य भी नही है, यह पर्याय की बात 
है । भव्यत्व ग्रर्थात्‌ मोक्ष होने लायक, मोक्ष तो हो गया इसलिए 
भव्यत्व का सिद्धों में श्रभाव है, और अ्रभव्यों को तो मोक्ष है 
ही नही ।' 

ससारी प्राणी को शुद्धनय से देखे तो उसमे दशभाव- 
प्राण नही हैं। पाँच भावेन्द्रियाँ, मन, वचन, कायके निमित्त से 


समयसार गाथा ३२० ] [ ४७ 


कम्पनदशा, शरीर में रहने की योग्यतारूप आयु और श्वासो- 
चउछवास होने की पर्याय की योग्यता - ये दश्ष-अशुद्ध भावप्राण 
शुद्धभय से सभी ससारी जीवों के नही है ।. और सिद्धो को 
तो दशप्राणरूप जीवत्व सर्वेधा नही है। उसी प्रकार भव्यत्व- 
ग्रभव्यत्व का भी सिद्ध भगवान के अभाव है, क्योकि उन्हे 
साक्षात्‌ मोक्षदशा है, अत वहाँ मोक्ष होने की योग्यतारूप 
भव्यत्व कहाँ रहा ? और अभव्य को तो मोक्ष है ही कहाँ ? 
इसप्रकार भव्यत्व-श्रभव्यत्व को भी भेदरूप व्यवहार जानकर 
अशुद्ध-पारिणासिकभाव कहा हे । 

आ्रात्मा का सच्चा प्राण और उसका सच्चा जीवन तो 
शुद्ध-चेतना है, इसके दशप्राण कहना तो व्यवहार से है । इनसे 
कुछ आत्मा का परमार्थ जीवन नही है। इनके बिना भी 
आत्मा जी सकता है। देखो, सिद्धो को पहले (ससारदशा में ) 
दशप्राण थे, पर अभ्रभी तो वह स्वेथा ही नही है, द्रव्य गुण मे 
तो पहले से ही नही थे, अब पर्याय में भो उन्तका अभाव हो 
गया है। अहो ! भगवान सर्वज्ञदेव का कहा हुआ तत्व परम 
अलोकिक है। भाई | द्रव्य-पर्याय का तथा पाँच भावों का 
स्वरूप समकाकर आाचायंदेव ने मोक्ष का उपाय बताया है। 
वीतरागी सन्‍्तो ने महान्‌ू-महान्‌ उपकार किया है । 

अब कहते है - “उन तीनों में, भव्यत्वलक्षण पारि- 
णामिक को तो यथासम्भव सम्यकत्वादि जीव गरणों का घातक 
' देशघाती श्रोर सर्वंधातो”” नामवाला सोहादि कर्म सामान्य 
पर्यायाथिकनय से ढांकता है - ऐसा जानना । 

देखो, दशभावप्राणरूप अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और 
अभव्यत्व, इन तीन में, मोक्ष होने को योग्यतारूप भव्यत्व लक्षण 
पारिणामिकभाव है। उसे सम्यक्त्वादि गुणो का घातक देशघाती' 
ओर 'सर्वेधाती' नामवाला मोहादिकर्म सामान्य पर्यायाथिकनय 


४प |] [ अध्यात्म रत्नवय 


से ढाकता है । यहां द्रव्यघातीकर्म न लेकर भावघातीकर्म ढाकता 
है, ऐसा समभना । द्रव्यघाती कर्म जड है, वाह्य निमित्त है । 
सम्यक्त्वादि जीवग्रुणो का घातक तो अन्दर मे मोहादि भाव- 
घातीकर्म है श्लौर वह ॒ भव्यत्वलक्षण पारिणामिक भाव को 
ढाकता है - ऐसा पर्यायाथिकनय से जानना । 
ग्रहा | यह तो सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर की वाणी में 
से सार-सार मक्खन निकालकर शआचार्यदेव ने जगत को जंन- 
दर्शन का रहस्य दिया है । भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव को 
पर्यायाथिकनय से सम्यक्त्वादि गुणों का घातक 'देशघाती-सर्व- 
घाती' नामवाला मोह।[दिकर्म सामान्य पर्यायाथिनय से ढाकता 
है। श्रर्थात्‌ आच्छादन पर्याय मे है, शुद्ध वस्तु मे नही । वस्तु 
शुद्ध पारिणामिकभावरूप सदा निरावरण एकरूप है। शुद्ध- 
द्रव्याथिकनय से इसमे ढाकना या उधाड़ना ऐसा कुछ है ही 
नही । भ्रहाहा ! आत्मा आनन्‍्दकन्द प्रभु त्रिकाल निरावरण है । 
उसमे ढाकना या उघडना कहाँ है ? है ही नही । 
परमात्मप्रकाश मे कहा है कि - 
आनन्द ब्रह्मणो रूप॑ निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्यान हीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इब भास्करस्‌ ॥ 
अहाहा ! निज देह मे भगवान सच्चिदानन्द प्रभु आत्मा 
(भिन्न) विराजता है। उसे ध्यान रहित पुरुष नही देख सकता। 
जैसे सूर्य सदा विद्यमान है, उसे जात्यन्ध पुरुष (जन्म से अन्धा) 
नही देख सकता, वेसे जिसको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वह 
ग्रात्मा को नही देख सकता । 
अन्धे से किसो ने पूछा - “भैया ! सूर्य है कि नही ? 
तब वह बोला - “जिसे कभी नजर से देखा नही, वह है - ऐसा 
कंसे कहूँ ?”” महा प्रतापवन्त उज्ज्वल प्रकाश का गोला सूर्य 
श्रन्‍्धे को नही दिखता । जात्यन्ध है न | वेसे आत्मा चंतन्यसुय 


ड 
समयसार गाथा ३२० । [ ४६ 


प्रभ सदा अन्दर विराजता है, परन्तु इसकी दृष्टि ( सम्येदरहोन ) 
बिना , इसके ध्यान बिना वह नहीं दिखता । जैसे जात्यन्ध की 
सूे नहीं दिखता, बसे राग झ्रोर पर्याय की रुचिवाले जन्मान्ध 
को चेतन्यचमत्कार प्रभु आत्मा नहीं दिखता श्रर्थात्‌ उसका 
आत्मा पर्यायाथिकनथ से भावधाती आवरण द्वारा ढक गया है। 


“बहाँ, जब कालादिलाब्धि फे वश भव्यत्वशक्ति को 
व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिखासिकभाव 
लक्षण परमात्मद्रव्य के सम्पक्श्रद्धान-श्ञान-प्राचरणरूप पर्यायों 
में परिणसित होता है। वह परिणसन श्रागम भाषा से 
“औपशमिक', 'क्षायोपशसिक'” तथा 'क्षायिक ऐसा भावन्रय 
कहलाता है,भौर प्रध्यात्मसाषा से “शुद्धात्माभियुख परिणाम, 
“शुद्घोपयोग इत्यादि पर्याणसंज्ञा पाता है। 


देखो, यहाँ कालादि पाँच लब्धियो की बात की है, 
श्रकेली काल की बात नही की, काललब्धि, पुरुषार्थ, स्वभाव 
भवितव्यता श्लौर उसी समय निमित्त (कर्म के उपशमादि ) इस- 
प्रकार पाँचों समवाय एक साथ ही होते है । 


प्रश्न - कलश टीका मे. (कलश चार भे) कहा है कि 
सम्यक्त्व वस्तू यत्नसाध्य नहीं, सहजसाध्य है। इसका क्‍या 
आशय है ? ह 

समाधान - वहाँ काललब्धि की मुख्यता से बात की है । 
सम्पादर्शन-पर्याय भी स्वयं सहज ही है - ऐसा वहाँ कहना है, 
परन्तु पाँचो समवाय वहाँ उसी काल में एक साथ ही होते है । 
अनेक स्थान पर पुरुषार्थ की मुख्यता से बात करते है। वहाँ 
सम्यकत्व प्रयत्न से (पुरुषार्थ से) सिद्ध होता है - ऐसा कहना 


है।यह तो विवक्षाभेद है, परन्तु कार्यकाल में पाँचो समवाय हि 
एक साथ होते है । ह 


पू० ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


चेतन्यमूर्ति प्रभु आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान और थ्रानन्द का 
रसकन्द है | अ्रह्महा आत्मा अतीन्द्रिय आनन्द का दरिया है । 
इसके सिवा तीनकाल-तीनलोक मे आञानन्दरूप वस्तु अन्य कोई 
नही है। पर श्रज्ञानी जीव अ्रपने श्रानन्‍द स्वभाव को भूलकर 
बाहर मे अन्यत्र श्रानन्‍न्द मानता है। कोई मेरा बखान करे तो 
ग्रच्छा लगे, मुझे कोई बडा कहे तो अच्छा लगे, कोई मुझे ज्ञानी- 
पण्डित कहे तो अच्छा लगे - इसप्रकार वह अनेक तरह की 
मिथ्या कल्पना करता है। परन्तु भाई | तेरा आनन्द बाहर मे 
कही नही है, तू स्वय ही तेरे आनन्द की ध्रव खान है। प्रहा | 
ग्रपनी ऐसी चीज को पाने के लिए जब यह जीव काललब्धि के 
वश (काललब्धि आने पर) स्वभाव की रुचि करता है तब 
श्रन्त पुरुषार्थ जगता है, काललव्धि पकती हे, भवितव्य - जो 
प्रगट होने योग्य है (सम्यक्त्व) वह होता है, भर तब कर्म के 
उपशमादि भी होते हैं। इसप्रकार पाँचो समवाय एक ही साथ 
होते है । 
पहले शभ्रनादि से मोहकर्म के वश होकर परिणमित 
होने वाले जीव के श्रपने सम्यक्त्वादि ग्रुणों का घात होता था 
अर्थात्‌ मोक्ष के कारणरूप तीन भाव उसे नही थे। श्रज्ञानदशा 
में मिथ्यात्वादि सर्वधाती और देशघाती-कर्म उसके सम्यकत्वादि 
गुणो के घातने मे - ढाँकने में निमित्त होते थे। पर अब सद्‌- 
गुरु के उपदेश का निमित्त पाकर जब शुद्ध पारिणामिक परम 
स्वभावभाव के सनन्‍्मुख होकर उसकी भावना रूप परिणमित 
हुआ, तब मोक्ष के कारणरूप झ्रौपशमिकादि भाव प्रगट होते 
हैं, उसे पुरुषार्थ, स्वकाल, कर्म के उपशम आदि पाँचो लब्धियाँ 
प्रगन हो जाती है शौर यही भव्यत्वशक्ति की व्यक्ति है । 
भव्यत्व उस जीव में पहले से ही था, पर जब निजस्वभाव का 
भान हुआ, तब वह पाक रूप होकर परिणमा, मोक्ष की जो 


समयसार गाथा ३२० ] [ ४५१ 


योग्यता थी, वह तब काये मे व्यक्त हुई, और अ्रब अल्पकाल मे 
मोक्षदशा प्रगट हो जाएगी। 


अ्रहो | ये तो कोई श्रद्भूत अश्रलौकिक बाते है। 
ग्राचायदेव कहते है - जब कालादि लब्धियो के वश्ञ से भव्यत्व 
शक्ति की व्यक्ति होती है, तब जीव सहज-शुद्ध पारिणामिक 
लक्षण निज परमात्मद्रव्य के सम्यकश्नद्धान-ज्ञान-अ्रनुचरणुरूप 
पर्याय मे परिणमित होता है । 


नियमसार में (गाथा १५७ मे) श्राता है कि - 
निधि पा सनुज ततफल बतन मे गुप्त रह ज्यों भोगता । 
त्यों छोड़ परजन-संग ज्ञानी, ज्ञान निधि को भोगता ॥। 


जेसे कोई दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में 
गुप्तरूप से रहकर उसका फल भोगता है, वंसे ज्ञानी पर-जनों 
के सग को छोडकर स्वरूप मे गुप्त रहकर ज्ञान-निधि को भोगता 
है । इसकी टीका में कहा है - 


“सहज परम तत्वज्ञानी जीव क्वचित्‌ आसच्नभव्य के 
(आ्रासन्नभव्यतारूप) गुणो का उदय होने से सहज वेराग्य 
सम्पत्ति होने पर, परमगुरु के चरणकमलयृगल की निरतिशय 
(उत्तम) भक्ति द्वारा मुक्ति सुन्दरी के सुख के मकरन्द समान 
सहज ज्ञान-निधि को पाकर स्वरूपविकल' ऐसे पर-जनो के 
समूह को ध्यान में विध्त का कारण समझकर छोडता है ।” 


जसे किसी दरिद्रो को भाग्यवश करोड़ो की निधि मिल 
जाय तो वह अपने वतन में जाकर उसे गुप्त रूप से अकेला 
भोगता है। है भाई ! तुझे जो परम अद्भुत ज्ञान-निधि प्राप्त 


हुई है, तो उसे अ्रकेले (स्वरूपगुप्त) रहकर भोगना । श्रर्थात्‌ 


१ स्वरूपविकल्प-स्वसुथ प्राप्ति रहित, श्रज्ञानी । 


पर |] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


किसी के साथ वाद-विवाद न करना । जगत में स्वसमय और 
परसमय ऐसे अनेक प्रकार के जीव है । उनके साथ वाद-विवाद 
में नही पड़ना, क्योकि वाद-विवाद से स्वरूप की ऐसी बात 
समभ में नही आती । नियमसार गाथा १५६ में यही कहा 
है कि - 

णाणा जीवा णारणा कम्मं णाणाविहं हवे लद्ी । 

तम्हा वयणाविवादं॑ सगपरसमर्एणह वल्जिज्जो ॥ 


तानाप्रकार के जीव है, तानाप्रकार के कर्म है, नाना- 
प्रकार की लव्धियाँ है, इसलिए स्वसमय और परसमय के साथ 
(स्वधभियों और परधर्मियो के साथ) वचन-विवाद छोडने 
योग्य है । 


लोग कहते है कि समाज में विघटन हो गया है, हम 
उसका सगठन करना चाहते है। परन्तु भाई ! भगवान जिनेश्वर 
का यह मार्ग ऐसे (वाद-विवाद करने से ) समभ मे नही श्रांता। 
वाद-विवाद में तुके एक को सच्चा और एक को भूठा करना 
है, परन्तु वहाँ तू एकबात करने जाएगा, तो वह दूसरी बात 
करेगा कि “व्यवहार को शास्त्र मे साधन कहा है, तो तुम क्यो 
नही कहते हो ? तुम एकान्त हठ करते हो । बापू | ऐसे इस 
बात का अन्त नही आएगा । वीतरागभाव से धेयें से स्वय 
समभाता चाहे, तो पार पावे, परन्तु तुम खोठे और हम सच्चे 
है - ऐसा सिद्ध करने के लिए बातचीत करने से विवाद होता 
है, और विवाद से पार पडे (समझ में भ्रावे) ऐसी यह चीज 
नही हे । अरे ! अन्दर तेरा सत्‌ ऐसा है कि इसका काल पका 
हो और पुरुषार्थ करके तू स्वभाव का भान करे तो सहज ही 
यह समभ में आए - ऐसी चीज हे । वाद-विवाद से कोई समझ 


सके - ऐसी यह बात नही है । 


समयंसार गाथा ३२९० ) [ ५२ 


समाधिशतक में आता है - अरे ! में किसे समभाऊं ? 
में जिसे समभाना चाहता हूँ, वह समभने वाला आत्मा, तो 
आँख से मुझे दिखता नही, और यह जो दिखता है, वह तो 
जड़ (शरीर) है, उसे मे क्या समभझाऊँ ? इसलिए मेरा समभाने 
का विकल्प तो पागलपन है, चारित्रदोष है । अहाहा | बापू ! 
यह तो दिगम्बर सन्‍्तों की वाणी है । उसमें कहते है कि वाणी 
से तुझे ज्ञान हो-ऐसा तू नही है। अहो ! सन्‍तों की यह 


५5 


ग्रलोौकिक चमत्कारिक बात है । 


यहाँ कहते हैं- जब कालादिलब्धि के वश से भव्यत्व 
दक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक 
भाव लक्षण निज़ परमात्मद्रव्य के सम्यकृश्नद्धान-ज्ञान-अनुचरण 
पर्यायरूप परिणमित होता है। यहाँ 'कालादिलब्धि के वश्ञ से' 
कहा है, परन्तु स्वभाव के वश से, पुरुषार्थ के वश से -ऐसे 
सभी समवाय साथ में लेता । अ्रकेलि काल की यह बात नही है, 
पर इसमें पाँचो समवाय की बात है। अ्रहा ! जब मोक्षमार्ग 
की प्राप्ति का काल आता है, तब इसकी दृष्टि सहज शुद्ध 
ज्ञानानन्दस्वभाव पर जाती है और तभी उसे अन्दर मे सम्य- 
ग्द्शंन प्रगट होता है। 


अहाहा ! झात्मद्रव्य एक सहज शुद्ध परम पारिणशासिक- 
भाव लक्षण सदा परमात्मस्वरूप चिन्मात्र वस्तु है। ऐसे निज 
परमात्मद्रव्य के सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-भ्रनुच रणरूप पुर्याय मे जीव 
परिणमे, इसका नाम धर्म है और इसी का नाम मोक्ष का मार्गे 
है। देखो | देव-शास्त्र-गुरु का भेदरूप श्रद्धान, ये कुछ वास्तविक 
श्रद्धान नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान वह कोई वास्तविक 
सम्यग्ज्ञान नही है, पर अपने अन्दर शुद्ध चेंतन्यमूर्ति प्रभ कारण 
परमात्मा सदा विराज रहा है, उसके सम्यक्‌श्चद्धान-ज्ञान-अनु- 


४] [ पअ्र॑ध्यात्म रत्नंत्रय 


चरण पर्यायकूप परिणमना, सम्यग्दशैन-ज्ञान-चारित्र है और 
वही सत्यार्थ मोक्षमार्ग है । ि ह 

प्रश्न - आप कारणपरमात्मा-कारणपरमात्मा कहते हैं, 
यदि कारण हो तो काये होना चाहिए न ” 

उत्तर - भाई ! कारणपरमात्मा तो अन्दर त्रिकाल एक 
ज्ञायकस्वभावपने विराज रहा है, पर इसे श्रन्तरमुखपने प्रतीति 

में आवे, तब 'में कारशपरमात्मा हूँ - ऐसा भान हो। प्रतीति 

” में आ्राए बिना इसे कारणपरमात्मा कहाँ है” जिसे भगवान 
पूर्णानन्‍दस्वरूप निज परमात्मद्रव्य का सम्यकश्रद्धान हो उसे 
“मे कारणपरमात्मा हँ”-ऐसा भासित होता है और उसे 
कार्य (कार्यपरमात्मा) प्रगट होता है। जो एक समय की पर्याय 
और राग की श्रद्धा मे श्रटका है, उसे कारणपरमात्मा केसे 
भासे ? उसे कार्य कहाँ से प्रगठ हो ? 

समयसार की १७-१८ गाथा की टीका मे आया है कि 
आ्राबालगोपाल सब आत्माओ को वतमान ज्ञानपर्याय में निज 
परमात्मद्रव्य ही भासता है, पर अ्रज्ञानियो की दृष्टि वहाँ नही 
है । अहा | सम्पूर्णद्रव्य अपने ज्ञान में जानने में आए, ऐसी 
अपनी चीज है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्व-पर प्रकाशक 
स्वभाव है । परन्तु इसकी (अज्ञानी जीव की) दृष्टि स्व के ऊपर 
नही, पर के ऊपर है, पर्याय ग्रौर राग पर है । इसलिए जो 
निज परमात्मद्रव्य जानने में श्राता है, उसका वह श्रतादर 
करता है श्रौर राग तथा अशमात्र में हूँ - ऐसा मानता है, भ्रत 
उसे कार्य कैसे प्रगठे ? 

समयसार कलश टीका मे श्राता है - जेसे ढकी हुई निधि 
प्रगट को जाती है, वेंसे कर्म सयोग से ढका हुश्रा ग्रौर भावमरण 
को प्राप्त जीवद्रव्य,परमगुरु तीर्थद्धूर परमात्मा के उपदेश द्वारा 
अआंन्ति मिटने से प्रगट किया जाता है। स्वभाव से तो जीव-_ 


समंयसार गाथा ३२२० ] [ ५४ 


द्रव्य प्रगट ही हे। कर्मसंयोग से भिन्न शुद्ध जीवस्वरूप का 
अ्रनुभव करना सम्यक्त्व है। जो आत्मा को एक समय की 
पर्याय और राग जितना मानता है, उसका श्रात्मा मरण को 
(भावमरण को ) प्राप्त हो रहा है, क्योकि उसने जीवन्त 
ज्योति निज परमात्मद्रव्य के सम्मुख होकर उसका स्वीकार 
नही किया । मात्र राग और वतंमान पर्याय को स्वीकार करने 
वाला जीव मरण को प्राप्त हो रहा है। स्यारह श्रग श्ौर 
नवपूर्व का उधाड (क्षयोपशम ) भले हो, परन्तु जो उस विकास 
में सन्‍्तुष्ट होकर रुक गया है, वह जीव स्वभाव को भूलकर 
मरणा को प्राप्त हो रहा है। भ्ररे | प्रनन्तकाल मे इस जीव ने 
स्वभाव की दृष्टि की ही नही । 


त्रिकाल आनन्दस्वरूप परमात्माद्रव्य के श्रद्धान-ज्ञान- 
अनुचरणुरूप पर्याय मे परिणमन भव्यत्व शक्ति की श्र्यात्‌ मोक्ष- 
मार्ग की योग्यतारूप शक्ति की व्यक्ति है, और वह धर्म है । 
अरे (अन्दर मे यह स्वयं भगवान स्वरूप हे परन्तु इसने इसके 
गीत भी कभी सुने नहीं। पर भाई /!([ यदि अन्दर शक्ति से 
भगवानस्वरूप न हो तो पर्याय मे आएगा कहाँ से ?)बाहर मे 
तो कुछ है नही ? बाहर में तो तू भगवान की भक्ति करे, पूजा 
करे या सम्मेद शिखर की यात्रा करे, पर इससे धर्म हो - ऐसा 
धर्म का स्वरूप नही, क्योकि ये तो मात्र शुभराग है । यहाँ शुभ 
छोडकर अशुभ करना - यह बात नही है। धर्मी को विशेष 
शुभभाव आता है, वह धर्म या धर्म का कारण नही है। धर्म 
का कारण तो स्वद्गव्य के आश्रय से परिणमना हें । अरे भाई | 
तू एकबार उसे देखने की भावना तो कर । 


देखो | जेसे राजा की रानी परदे मे ढकी रहती है और 
लोग उसे देखने के लिए उत्सुकता से उमड पडते है, वेसे भगवान 


२५ । [ अध्यात्म रत्नत्र॑य 


आत्मा अनादिकाल से पर्यायबुद्धि शऔौर राग के परदे में ढका 
है । उसे देखने की उत्सुकता से भ्रन्तरमुख होकर प्रयत्न तो कर । 
भाई | तेरे दु ख का नाश करने का एकमात्र यही उपाय है। 

झ्रोहो ! आत्मा पूर्णानन्‍्द का नाथ प्रभु सदा परमात्म- 
स्वरूप मे अन्दर प्रगट मौजूद हे | भ्ररे | तू उसे भूलकर बाहर 
से सुख प्राप्त करने के लिए भपदटे मारता है। यहाँ से सुख 
लू, कि वहाँ से सुख लू, राजपद में से सुख लू कि देवपद में 
से सुख लू - ऐसे तू भपट्ठे मारता है । पर सुख निधान तो तू 
स्वय ही है न प्रभु । इसलिए ऐसा भिखारीपना - रकपना छोड 
दे, और अन्दर में श्रपने परमात्मद्रव्य को देख, जिससे सहज 
शुद्ध चिदानन्दमय परमात्मद्रव्य की प्रतीति होकर निराकुल 
सुख की प्राप्ति होगी। 

यहाँ, कालादि लब्धि के वश से भव्यत्वशक्ति की व्यक्ति 
होती है - ऐसा कहा है, इसमे श्रकेला काल वा श्रन्यरूप काल 
ते लेता, पर पाँचों समवाय एकसाथ ही है - ऐसा यथार्थ 
समभना । मोक्षमार्ग की प्राप्ति का काल हो, तब - 

१. चिदानन्द्धनस्वभाव ऊपर दृष्टि जाती है - यह 


| स्वभाव समवाय हुआ । 
२. चिदानन्दघनस्वभाव की दुष्टि स्वभावसन्मुखता का 


'पुरुषार्थ हें । इसमे पुरुषार्थ नाम का समवाय श्राया । 
। ३ उसी समय निर्मल पर्याय होने का ज्ञान हुआ - यह 
| काललब्धि नाम का समवाय हुश्ना । 
४. उस काल में जो निर्मल पर्याय होने वाली थी, वही 
हुई - इसमे भवितव्य नाम का समवाय हुआझा । 
५. तब प्रतिकूल निमित्त का श्रभाव हुआ्रा - इसमें 
निमित्त नाम का समवाय आया । 


संमयसार गाथा ३९० ] [ ४७ 


इसप्रकार पॉचों समवाय एक साथ ही होते हैं - ऐसा 
जानना । 

वस्तुत: जिसे जिस काल में जो पर्याय होना हो, उसे 
उस काल में वही पर्याय होती है। सम्यग्द्शन पर्याय भी अपने 
जन्मक्षण में उत्पन्न होती है । उस पर्याय की उत्पत्ति का वह 
नियत काल है। प्रवचनसार गाथा १०२ मे पर्याय के उत्पन्न 
होने के जन्मक्षण की बात आती है । यह बहुत सूक्ष्म बात है 
भाई | यह तो सर्वेज्ञ परमेश्वर के घर की बात है बापू ! भरे ! 
लोगो को यह बात सुनने को भी नही मिलती और ऐसे ही 
नपुन्‍्सक की तरह जिन्दगी चली जाती है, क्या करे ? 

ये करोडपति और अरबपति सब बडे नपुन्सक है । क्‍या 
कहा ? हम यह ॒ करते है, हम वह करते है - इसप्रकार राग 
और पुण्य-पाप के विकार को रचने मे जिसने वीये को रोका है, 
परमात्मा उन्हे महा नपुन्सक कहते है। देखो, परपदार्थ की रचना 
तो कोई कर नही सकता, क्योकि जगत के पदार्थ सब स्वत्तन्त्र 
है, परन्तु जो वीयें पुण्य-पाप को रचे, शुभाशुभ राग को रचे वह 
नपुन्सक वीये है । क्यो ?, क्योंकि उससे धर्म की प्रजा उत्पन्न 
नही होती । जंसे नपुन्सक के सन्‍्तान नही होती, वेसे जो वीय॑ 
शुभाशुभभाव की रचना की रुचि में पडा है, उससे धर्म की 
सन्‍्तान उत्पन्न नही होती। श्रभी तक ऐसी बात दुनिया को 
सुनने नही मिली । भाई ! यह तो सर्वज्ञ परमेश्वर की कही हुई 
परम सत्य बात है । 

विभाव से से रुकने वाला वीयें जब स्वभावसन्युख हुआा, 
तब उसमे भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। जेसे - लेण्डी- 
पीपल रज् मे काली और कद में छोटी होती है, पर उसमें 
चौसठ पुटी ग्र्थात्‌ पूर्ण सोलह आने तीखास अन्दर मे शक्तिरूप 
से भरी है। उसे घोंटने से उसमे से चौसठ पुटी तीखास बाहर 


५८ ] [ अध्यात्म रत्नत्रेय 


प्रगट होती है । भाई | जो शक्ति है, वह प्रगट होती है, प्राप्त 
की प्राप्ति है। लकडी या कोयला घोटने से तीखास प्रगट नहीं 
होती, उसमे तीखास है ही नही तो प्रगट कहाँ से होगी ? बसे 
ही भगवान श्रात्मा अन्दर में चौसठ पुटी श्रर्थात्‌ सोलह आने 
पूर्ण ज्ञान और आनन्द के स्वभाव से भरा हुआ सत्व है। उस 
स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमन करने से शक्ति की निर्मल 
व्यक्ति होती है | अन्दर शक्ति तो विद्यमान है ही, उस शक्ति के 
सनन्‍्मुख होकर, जब उसका स्वीकार, सत्कार और झादर किया 
तब वह तत्काल पर्याय में व्यक्तरूप से प्रगट होती है। इसका 
नाम धर्म श्रौर मोक्षमार्ग है । 

अहाहा  जत्र कालादिलतब्धि के वश से भव्यत्वशक्ति 
की व्यक्ति होती है, तब यह जीव शुद्ध पारिणामिकभाव लक्षण 
निज परमात्मद्रव्य के सम्यक भ्रद्धान-ज्ञान-भ्रनुचरणरूप पर्याय से ! 
परिणमित होता है,वह परिणमन श्रागम भाषा से 'प्रौोपशमिक', 
क्षायोपशमिक' तथा 'क्षायिक ऐसा भावत्रय' कहलाता है, और 
अध्यात्म भाषा से 'शुद्धात्माभिमुख परिणाम, 'शुद्धोपयोग' 
इत्यादि पर्याय सज्ञा पाता है। 

देखो, स्वभाववान वस्तु लक्ष्य है और शुद्ध स्वभाव भाव 
लक्षण है। आत्मा एक ज्ञायकभावमात्र वस्तु सहज शुद्ध पारि- 
खामिक भाव लक्षण परमात्मद्रव्य है। वस्तु बहुत सूक्ष्म है, 
प्रभ | इसे ज ने बिना तू अवतार (जन्मन्मरण) कर करके 
अनन्त काल से भटक रहा है | अरे ! अनच्तबार जंन साधुपना 
धारण किया, महात्रत पाले, दया. पाली, स्त्री-पुत्र, दुकान-धन्धा 
छोडा, पर भ्राति-न छोडी, ग्रात्मज्ञान न किया | में राग और 
ग्रल्पज्षकशा रूप नही हूँ, में तो पूर्ण वीतराग-सर्वज्ञस्वभावी 
सहज शुद्ध पारिणामिकभाव लक्षण परमात्मद्रव्य हूँ- ऐसी 
श्रन्तरमुख दृष्टि नही की । 


समयसार गाथा ३१५० ]| [ ४६ 


अहाहा ! श्रात्मा सहज शुद्ध पारिणामिकभाव लक्षण 
परमात्मद्रव्य है । बाप ! यह तो जहर उतारने के मन्त्र हे | 
जेसे सर्प काटे भर जहर चढे, तो वह मन्त्र द्वारा उतर जाता है 
वेसे यह अ्ननादि से चढे हुए राग में एकत्वबुद्धि का जहर उतारने 
का मन्त्र है। यह परुण्यभाव और पुण्य फल मे जो धूल (पेसा 
ग्रादि) मिलती है, वह मेरी है - ऐसी मान्यता श्रान्ति है 
मिथ्यात्व के जहर ने इसके सहज शुद्ध स्वभाव का घात किया है। 
प्रश्न - तो क्या कर्मो ने घात किया है - ऐसा नही है ? 
उत्तर - नही, कर्मों ने घात किया ही नही । पूजन मे 
आता है कि - 
कर्म बिचारे कौन, भूल मेरो अधिकाई । 
अ्रश्ति सहे घनघात, लोहको संगति पाई ॥ 
भाई | कर्म के रजकण तो जड़ है, अन्य चीज है, वे 
तो आत्मा को छते ही नही, फिर उसका घात कंसे कर सकते 
है ” अपने स्वभाव को विपरीत मान्यता,स्वभाव का घात करने 
वाली चीज है और उसे मिथ्यात्व कहते है। श्रब यह जीव 
ऐसी बात समभने में तो रुकता नहीं और कमाने-धमाने मे 
समय गवा देता है| पर इसमे क्‍या है ? पुण्योदय हो तो करोडो 
रुपये कमाये, पर ये-तो धूल की (पुण्य की) धूल है। समझ में 
ग्राया' * *? 
भाई | यहाँ तो आचार्यदेव तेरा सत्यार्थ स्वरूप बताते 
है । जंसे सकरकन्द के ऊपर जो पतली लाल छाल है, उसे नजर 
में न लो तो अन्दर अकेली सकर की मिठास का पिण्ड है। 
सकर को मिठास का पिण्ड है इसलिए तो इसे सकरकन्द कहा 
जाता है । वेसे भगवान आत्मा सच्चिदानन्द प्रभ्न॒ के ऊपर, पर्याय 
में शुभाशुभभाव रूप लाल छाल को लक्ष्य मे न लो तो आत्मा 
श्रकेला ज्ञानानन्दरूप अ्रमृतरस का पिण्ड है। अहाहा ! शुभा- 


९० |] [ अध्यात्म रत्नंत्रय॑ 


शुभभाव रूप लाल छाल के पीछे श्रन्दर श्रकेला ज्ञानानन्दरस 
का दरिया भरा है। ऐसा पूर्ण परमांत्मस्वरूप इसे केसे बंठे ? 
भाई | जो पर्याय में परमात्मा हो गय्रे उनकी यह बात नहीं है, 
यह तो अन्दर स्वभावरूप निज परमात्मद्रव्य की बात है। 
तीथंडूरादि पर परमात्मा का लक्ष्य करेगा तो तुझे राग ही 
होगा । 'परदव्वाग्रो दुग्गइ! - ऐसा शास्त्रवचन है। परद्वव्य के 
प्रति लक्ष्य जाना दुर्गंति है भाई ! 

कुछ लोग ऐसा मानते है कि, व्यवहार से निश्चय 
होता है ? परन्तु उन्नकी मान्यता यथार्थ नहीं है। दया, दान, 
ब्रत, भक्ति इत्यादि के परिणाम द्वारा पुण्यबन्ध होता है, धर्म 
नहीं । शुभराग - मन्दराग का परिणाम धर्म का कारण नही है। 
शुभराग धर्म नही है श्रोर धर्म का कारण भी नही है । 

प्रश्त - शास्त्र मे शुभ राग को मोक्ष का परम्परा कारण 
कहा है ”? 

उत्तर - हाँ, कहा है, पर इसका श्रर्थ क्या है ? जिसे 
अन्तर में चिदानन्दघत सहज शुद्ध पारिणासिकभाव लक्षण निज 
परमात्माद्रव्य का भान व्तं रहा है, ऐसे धर्मी जीव को शुभ के 
काल में अशुभ (मिथ्यात्वादि) ठल गया है, श्रौर क्रम से बढते 
हुए भ्रन्त पुरुषाथे और वीतराग-भाव के कारण वह शुभ को भी 
टाल देता है, इस अपेक्षा से इसके शुभ राग को मोक्ष का 
परम्परा कारण कहा है। यहाँ वास्तव में तो क्रम से बढती हुई 
वीतरागता ही मोक्ष का परम्परा कारण पर उस-उस काल में 
अभावरूप होता हुआ शुभराग ऐसा होता है, उसका ज्ञान 
कराने के लिए उपचार से उसे मोक्ष का परम्परा कारण कहा 
गया है। वास्तव में तो वह मोक्ष का कारण या परम्परा 
कारण नही है, यथार्थ में तो राग अन॒र्थ का ही कारण 
है, वह श्रर्थ का (हित का) कारण कंसे हो सकता है? 


समयसार गाथा ३२० | | ६६ 


कभी नही हो सकता । ऐसी बात है भाई ! जगत माने या न 
माने, सत्य तो यही है । 

अरे ! यह जीव अ्रनादि काल से भटक रहा है। अ्रपना 
सत्‌ कितना महान्‌ श्जौर कितनी सामर्थ्य वाला है, इसकी इसे 
खबर नही । यहाँ कहते है- भगवात्त ! तुम स्वयं सहज शुद्ध 
पारिणामिकभावलक्षण परमात्मद्रव्य हो । बहिरात्मा, अन्तरात्मा 
झौर परमात्मा -ये तो पर्याय की बात है, यह बात यहाँ नही 
हैं । यहाँ तो स्वय शुद्ध-बुद्ध-चेतन्यघन त्रिकाली श्र व परमात्म- 
द्रव्य की बात है। भरे ! अ्रनन्तकाल मे इसे श्रात्मा का प्रमाण 
अर्थात्‌ माप करता भी नही आया,इसका मापदण्ड ही खोटा है। 

एक बार एक छोटे से बालक का पिता ५० हाथ का 
कपडे का थान घर लाया । बालक को लगा कि मे इसे माप, 
उसने अपने हाथ से कपड़ा मापा और पिता से कहा - “बापूजी, 
यह कपडे का थानत्र तो १०० हाथ का है।” तंब उसके 
पिता ने समझाया कि - बेटा ! यह तेरे छोठे से हाथ का 
माप हमारे व्यापार के काम में जरा भी नहीं चलेगा । इसी- 
प्रकार परम पिता सर्वेज्ञ परमेश्वर कहते है- भाई तू अ्रपनी 
कल्पना से चेंतन्यमूरति भगवान आत्मा का माप करता है, परच्तु 
मोक्ष के मार्ग में तेरा यह माप नही चलेगा। तेरे कुतक से 
भगवान चेंतन्यमूर्तिस्वरूप प्रात्मा का माप नही निकलेगा । भरे ! 
धर्म के बहाने त्रत, भक्ति, पूजा, दया, दान आ्रादि शुभराग में 
रुककर लोग उल्ठे रास्ते चले गए है। अशुभभाव से बचने 
के शुभभाव होता जरूर है, पर वह भाव धर्म या धर्म का 
कारण नही है । 

सहज शुद्ध निजपरमात्मद्रव्य का' भ्रन्त.श्रद्धान करता 
सम्यग्दशन है । क्या कहा ? देव-शास्त्र-गुरु की भेदरूप श्रद्धा 
करना सम्यग्दशेत नही है, क्योकि वह तो राग है। “अ्रप्पा सो 


६२ |. [ श्रष्यात्म रल्तन्नय 


परमप्पा” अर्थात्‌ भगवान आत्मा भ्रन्दर सदा परमात्मस्वरूप मे 
विराजता है, उसके सन्मृख होकर जंसी और जितनी चीज है, 
वेसी ओर उतनी इसकी प्रतीति करता सम्यग्दर्शन है | वर्तमान 
ज्ञात की पर्याय मे त्रिकाली द्रव्य को ज्ञेय बताकर में यह (शुद्ध- 
बुद्ध-चेंतन्यघन परमज्योति सुखधाम ) हूँ - ऐसी प्रतीति करना, 
इसका नाम अन्‍्त'श्रद्धान है। इसी को झात्मा का शअ्रन्त श्रद्धान 
कहो, रुचि कहो कि सम्यर्दर्शन कहो - एक ही बात है। समझ 
में श्राया ? 
वर्तमान ज्ञान की पर्याय मे त्रिकाली द्रव्य को ज्ञेय बनाने 
पर निज परमात्मद्रव्य का जो परिज्ञान हुआ, उसका नाम 
सम्यजज्ञान है। अनेक शास्त्रो का ज्ञान (पढाई) वह सम्यग्शान 
नहीं, क्योंकि ये तो परलक्षी ज्ञान है। स्वय अन्तर में 
भगवान भ्रात्मा पूर्ण एक ज्ञानस्वभावी परमात्मद्रव्य है। उसके 
सन्‍्मुख होने पर “में यह हुं - ऐसा ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है । 
दशा मे भले राग हो, अल्पज्ता हो, परन्तु वस्तु स्वय श्रन्दर 
पूर्ण परमात्मस्वरूप है। ऐसा अपना परमात्मस्वरूप का ज्ञान 
होता उसे सम्यग्ज्ञान कहते है। वीतराग का मार्ग लोकिक मार्ग 
से कही मेल न खाए- ऐसा है । 
ओोहो ! “निज परमात्मद्रव्य का सम्यकश्नद्धान' - ऐसा 
कहकर एक समय की पर्याय, राग या देव-शास्त्र-ग्रुरु कोई इसके 
श्रद्धान का विषय ही नही - ऐसा सिद्ध किया है। गजब बात 
है । भाई ! जेसा अपना त्रिकाली सत्‌ है, वेसा उसका श्रद्धान- 
ज्ञान होना, उसे यहाँ सम्यरदर्शन-सम्यर्ज्ञान कहा है । 
निजपरमात्मद्रव्य का अ्नुचरण चारित्र है। महाव्रतादि 
पालना चारित्र नही, क्योकि यह तो राग है। चिदानन्दघन 
' स्वरूप में चरता - रमता इसका नाम सम्यक्‌ चारित्र है ।ओहो ' 
अन्दर पूर्ण ज्ञानानन्दस्वरूप आ्रानन्‍्द का नाथ विराजता है, उसे 


ममयसार गाथा ३२० | ४. .[ ६३ 


अ्रनुसरण कर के उसमे चरना, उसमे रमना और उसमें ही 
ठहरना इसे आत्मचररा श्र्थात्‌ सम्यक्चारित्र कहते है! 

पहले अ्नत्तकाल मे कभी जानी नहीं - ऐसी यह अपूववे 
बात है। भाई | तू एक बार रुचि से सुन) जिसने अन्तर मे 
आत्मा देखा है, मे यह हूँ - ऐसे प्रतीति में लिया है, ऐसा 
समकिती. धर्मी पुरुष इसे ही (आत्मद्रव्य को ही) भ्रनुसरण 
करके इसमे रमें, इसका नाम सम्यकचारित्र है। जिसने अपने 
प्रत्त.तत्त्व को जाना नही, श्रद्धा नही की, वह रमे तो रमे किस 
मे ? वह राग में और वतेमान पर्याय मे रमेगा, और यह तो 
मिथ्यात्वभाव है। कोई महात्रत का भाव पालकर इसे धर्म माने, 
पर बापू | इसमे घर्म मानना मिथ्यात्वभाव है। बहुत कठिन बात 
है, पर क्या करे ? वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। 

जैसे, सोना एक वस्तु है, पीलापन, चिकनापन, वजन 
ग्रादि उसकी शक्तियाँ है, उसमे कुण्डल, कडा, श्र गूठी वर्गरह 
श्रवस्था हो, वह पर्याय कहलाती है । वेसे, यह भगवान आत्मा 
सोने के समान त्रिकाली भश्र्‌व वस्तु है, परमपारिणामिकभाव 
शुद्ध ज्ञानानन्‍्दस्वभाव उसका भाव है, उसकी ज्ञान, दर्शन श्रादि 
निर्मेलदशा प्रगठ हो, वह पर्याय है। वस्तु और वस्तु का स्वभाव 
त्रिकाल ध्रूव है, पर्याय परिणमनशील है । 

प्रवचनसार मे (गाथा १६०) आता है कि - बालक, 
युवान और वृद्ध-ये तो शरोर की अवस्थाये है, उसका में 
कर्त्ता नही । इस शरीर की युवान श्रवस्था हो या वृद्ध, सरोग 
हो कि निरोग - ऐसी कोई भी अवस्था हो, उप्तको मैने किया 
नही, कराया नही, में उसका अनु मोदक नही, वेसे हो उन-उन 
अवस्थाओ का में कारण भी नही। श्रह्म ! में ऐसा शुद्ध चेतन्य- 
घन प्रभु परमात्मद्रव्य हूँ। उसका सम्यक्‌श्नद्धान, सम्यग्ज्ञान 
शोर अनुचरण हो, वह पर्याय है। झागम भाषा से कथन करे 


६४ ] [ अध्यात्म र॒त्नत्रय 


तो उसे उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक ऐसे भावत्रयरूप से 
कहा जाता है । 


जंसे, पानी में मैल नीचे बंठ जाए श्रर्थात्‌ पानी नितर 
कर निर्मल हो गया हो, वंसे जिसमें कषाय दब गई हो (श्रर्थात्‌ 
उसका उदय में श्रभाव हो) ऐसी निर्मल पर्याय को उपशमभाव 
कहते हैं | कुछ निमंलता और कुछ मलिनता का भ्रश्ञ अ्रभी 
विद्यमान है, ऐसी दशा को क्षायिकभाव कहते है तथा ,राग का 
जिसमें सर्वथा क्षय हो जाए, उस पर्याय को क्षायिकभाव कहते 
है । इन तीनो को भावत्रय कहा जाता है। ये तीनो भाव 
मोक्षमार्गरूप है, उसमे /मोक्षमार्ग मे) उदयभाव नही समाता। 
व्यवहार-रत्नत्रय. का परिणाम उदयभाव है, वह मोक्षमार्ग मे 
नही समाता । फिर इससे (व्यवहार से) निश्चय हो, ये बात 
कहाँ रही ? वास्तव में निश्च-रत्नत्रयः परम निरपेक्ष है, उसमे 
व्यवहार-रत्नत्रय की कोई श्रपेक्षा नही । नियमसार की दूसरी 
गाथा में यह बात आई है । 


भाई | यह बात अभी अन्यत्र कही नही चलती इसलिए 
तुझे कठिन लगती है, पर यह परम सत्य है। दो सो वर्ष पहले 
पण्डित दीपचन्दजी अध्यात्म पचसग्रह में लिख गए है कि - बाहर 
देखता हूँ, तो वोतराग के -आगमानुसार किसी की श्रद्धा नही 
दिखती, वैसे ही आगम के सिद्धान्त के रहस्य को कहने वाला 
कोई वक्ता भी देखने में नही आता, तथा किसी से मुख से 
यह बात कहे तो वह मानता नही । इसलिए में यह तत्त्व की 
बात लिख जाता हूँ | श्राजजल तो इस बात की हां पाड़ने वाले 
रुचि वाले जीव पके है, दिगम्बरों में से तथा जवेताम्बरों में से 
भी हजारो लोग यह बात समभने वाले हुए है। मानो इस 
बात की जागृति का यह काल है। 


समयसार गाथा ३२० |] ६ 


भगवान आत्मा त्रिकाली परमस्व्ावभावरूप परम- 
पारिणामिकभाव लक्षण निज परमात्मद्रव्य है, उसके श्रद्धान, 
ज्ञान और चारित्र की जो निर्मलदशा प्रगट हो, उसे उपशम, 
क्षयोपशम और क्षायिक - ऐसे भावत्रय कहते है । 

यह तो पहले कहा जा चुका है कि औपशमिक, क्षायो- 
पशमिक, क्षायिक और आ्ौदयिक ये चार भाव पर्यायरूप है, 
और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है। इन चार पर्यायरूप 
भावों से मुक्ति होती है प्र्थात्‌ तीन भाव मोक्षमार्गरूप है, जब 
कि चौथा श्रौदयिकभाव मोक्षमार्ग से बाहर है ब्रर्थात्‌ श्रौदयिक- 
भाव से मुक्ति नही होती। व्यवहार करते-करते मोक्ष हो 
जाएगा - ऐसा मानने वाले केवल व्यवहार की रुचि वालो को 
ऐसी बात नही रुचती है। क्‍या करे ? व्यवहार का जो राग 
हैं, वह औदयिकभाव है और औदबिकभाव मुक्ति का - मोक्ष 
का कारण नही है । 


एक करोडपति मुमुक्षुमाई एक बार ऐसा बोला - 


महाराज ! झ्रापकी बात मुझे ऐसे तो ठीक लगती है, प्र मुझे 
यह अनेक भव पीछे समझ में श्राएगी ।” श्ररे भाई ! जिसे 


यह बात ठीक लगती है, उसके अनेक भव कंसे होगे ” इसलिए 
तू ऐसा कह कि मुझे यह ठीक नही लगती । बहाने क्‍यों 
बनाता है ? क्या करे ? लोगो को ऐसा परम तत्त्व समझता 
कठिन पडता है, पर बापू । यह तो देवाधिदेव संवैज्ञ परमात्मा 
से आईं हुई परम सत्य बात है । 

श्रहा | चोरासी के अवतार पे कही एकेन्द्रियादि में 
रखडते-रखडते मुश्किल से यह सनुष्यभव सिला है । इसे तृ 
बाहर की मस्ती करने भें, कमाने-बमाने मे बिता दे तो जिन्दगी 
व्यर्थ चली जाएगी। पुष्योदय हो तो पैसे का ढेर हो जाए, पर 
इसमे क्या है ? ये तो धूल है बापू । जिससे जन्म-मरण का 


९५ ) [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


फेरा न मिठे ये चोज क्‍या काम की ? श्रहों ! सर्व परमेश्वर 
की ऐसो वाणी भाग्य हो तो सुनने को मिले । 

महाविदेह क्षेत्र मे श्रभी साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा सीम- 
न्धर विराजते है, पाँच सौ धनुप की देह है, करोड पूर्व की श्रायु 
है, त्रिकालज्ञानी हैं और स्वय तीर्थड्डभूर पद मे विराजते हैं। 
अन्य लाखो केवली भगवान भी वहाँ विराजते है । वहाँ से आई 
हुई यह वाणी है । उसमे कहते हैं कि श्रागमभाषा से जो 
उपशमादि भावत्रय कहलाते है, वे मोक्ष के कारण है, और 
उदयभाव मोक्ष का कारण नही है। क्या कहा ? यह दया, व्रत, 
तप, पूजा, भक्ति इत्यादि जो शुभवृत्ति उठती है, वह राग है, 
विकार है, और वह मोक्ष का कारण नही है। भावपाहुड की 
गाथा तेरासी मे कहा है कि ब्रत, पूजा, भक्ति आदि का राग 
वीतरागतामय धर्म नही, ये तो सब राग की क्रियाये है, इनसे 
पुण्यबन्ध होता है, धर्म चही होता । 

वास्तव मे शुद्ध पारिणामिकभाव विषयक जो भावना- 
रूप औपशमिकादिक तीन भाव है, वे रागादि से रहित होने से 
शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष के कारण है, चाहे उप- 
दमभाव हो, क्षयोपशमभाव हो, कि क्षायिकभाव हो - ये तीनो 
भाव रागरूप विकल्प से रहित शुद्ध है शर इसीलिए उन्हें 
मोक्षमार्गरूप भावत्रय कहा जाता है। 

इस जीव को अपनी चीज की तो खबर ही नही ्रौर 
उल्टा-उल्टा मानता है कि भगवान की भक्ति करो तो भगवान 
मोक्ष दे देगे। पर भाई ! जरा विचार तो कर, भगवान तुझे 
क्‍या देंगे ? तेरी चीज तो तेरे पास पडी है, भगवान तुर्े कहाँ 
से देगे ? तथा भगवान तो पूर्ण वीतरागी हैं, निजानन्दरस मे 
लीन होकर परिणमित हो रहे हैं । उनको कुछ देना-लेना तो है 
नही, तो फिर वे तुझे 'मोक्ष क्‍या देंगे ? 


समयसार गाथा ३२० ] [पे 


प्रश्न - भगवान को मोक्षदातार कहा जाता है न ? 

उत्तर - हाँ, ऐसा कहने मे आता है। भगवान ने स्वये 
ग्रपनते मे अपने से निजानन्दरस में लीन होकर मोक्षदरशा प्रगट 
की और अपने को ही वह दशा दी इसलिए उनको मोक्षदातार 
कहते है । तथा कोई जीव उन्हे देखकर, उनका उपदेश पाकर 
स्वय श्रच्तलीन होकर ज्ञान-दर्शन प्रगट करें तो उसमे भगवान 
निमित्त है। अत. निमित्त की मुख्यता से भगवान को मात्र 
उपचार से मोक्षदातार कहा जाता है। 

देखो, जो एक समय में तोनकाल-तीनलोक को प्रत्यक्ष 
जानते है, वे सर्वेज्ञ वीतराग परमेश्वर है, उनके शरीर की दशा 
नग्न होती है । उत्तको 'अरिहत' भगवान कहते है। अरिहत' 
ग्र्थात्‌ क्या ? 'अ्रि' अर्थात्‌ पुण्य और पाप के विकारी, भाव 
ओर उन्हे जिसने हना है वे अरिहत है। जहाँ पुण्य-पाप भाव 
को भी श्ररि श्र्थात्‌ बेरी कहा है, वहाँ वे भाव धर्म प्रगठ होने 
में मदद करे, यह कैसे हो सकता है ? भाई हर प्रकार से यह 
स्पष्ट है कि ये पुण्यभाव श्रौदयिकरूप है और मोक्ष का कारण 
नही है, मोक्ष के कारणरूप तो उपशमादिभाव कहे जाते है । 

यहाँ कहते है - तिजपरमात्मद्रव्य के सम्यक्‌श्रद्धान-ज्ञान- 
आचरणरूप परिणाम, श्रध्यात्ममाषा से “शुद्धात्माभिमख- 
परिणाम”, “शुद्धोपयोग” इत्यादि नाम से कहे जाते है । देखो, 
क्या कहते है ? कि आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और 
आत्मा का अनुचरण ये तीनों भाव शुद्धात्मा के सन्‍्मुख परिणाम 
है । लोगो की बातो में और यह वीतराग के तत्त्व की बातों में 
इतना बडा फेर है। झाता है न कि- 

आनन्‍्दा कहे परमानन्दा,माणसे सारासे फेर । 

एक लाखे तो ना सले, एक तांबियाना तेर ॥ 

अज्ञानी की सानी हुई श्रद्धा में और भगवान वीतराग 
द्वारा कहे गये तत्त्व की श्रद्धा मे प्रत्येक बात में अन्तर है । 


डे ] | श्रष्यात्म रत्ननत्नय 


स्वज्ञदेव त्रिलोकीनाथ अरिहत परमात्मा ऐसा फरमाते है 
कि सम्यग्दशेन-शान-चारित्र के परिणाम, शुद्धात्माभिमुख, 
परिणाम है, अर्थात्‌ वे राग से और पर से विमुख तथा स्वभाव 
की सन्मुखतारूप परिणाम हैं। अ्रहाहा ! जिसे आगमभाषा से 
उपशम, क्षयोपशम और क्षायिकभाव कहते हैं, वह शुद्धात्मा- 
भिमुख अर्थात्‌ स्वभावसन्मुखतारूप परिणाम है और उसी को 
मोक्षमार्ग कहा जाता है। 

प्रभु तू श्रनन्‍्तकाल से दु खी होने के रास्ते पर चढ गया 
है। यहाँ तुझे सुखी होने का पन्‍्थ बताते हैं। क्या कहते है ” 
कि पर से विमुख और स्व से सन्मुख ऐसे निज परिणाम का 
नाम मोक्ष का मार्ग है। साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर हो तो भी वे 
तेरे लिए परद्रव्य है। भाई ! उनके प्रति तुझे जो भक्ति होती 
है, उससे विमुख और इस राग को जानने वाली एक समय की 
पर्याय से भी विभुख शुद्ध-आ्रात्मद्रव्य की सन्मुखतारूप परिणाम 
को भगवान मोक्ष का मार्ग कहते हैं| श्रजानकार लोगो को तो 
ये बाते पागलो की बाते जेसी लगे, पर क्‍या करे नाथ | तुझे 
तेरी खबर नही है। 

शुद्ध-आत्मवस्तु सहजशुद्धपारिणामिकभाव लक्षण निज- 
_परमात्मद्रव्य है। उसकी सनन्‍्मुखता के परिणाम को आगम भाषा 
से उपशमादि भावत्रय कहते हैं, अध्यात्मभाषा से उसे शुद्धा- 
त्माभिमुख कहते है और उसे ही मोक्ष का मार्ग कहते है। 
भाई ! दया, दान, ब्रत, भक्ति श्रादि का परिणाम तो औदयिक- 
भाव है और वह परसन्मुखतारूप भाव है । इसलिए वह धर्म 
नही, तथा धर्म का कारण नही । स्वाभिमुख स्वदशा ही एक 
मोक्ष का कारण है। ऐसा सूक्ष्म मार्ग है भाई 

एक पण्डितजी कहते थे कि पर्याय में अशुद्धभाव हो 
तो सम्पूर्ण द्रव्य श्रशुद्ध हो जाता है । ग्रे भाई ! तू यह क्‍या 


समयसार गाथा ३२० हे [ ६६ 


कहता है ? शुद्ध-आत्मद्॒व्य तो त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाली द्रव्य ह 
कभी भी शअशुद्ध नही होता । पर्याय में श्रशुद्धता होती है । शुभा- 
शुभ के समय द्रव्य की पर्याय उसमे तन्‍्मय है, पर इससे कही 
त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध नही हो जाता । परिणाम भले शुभ हो 
या अशुभ हो, उस काल मे त्रिकाली प्र वद्रव्य तो शुद्ध ही है । 
अनादि-अनन्त वस्तुतत्त्व तो शुद्ध ही है, भौर जहाँ जीव शुभा- 
शुभ भाव से हटकर त्रिकाली शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करता है, वहाँ 
तत्काल ही पर्याय भी शुद्ध हो जाती हैं। समझ में आया ? 
“पर से खस, स्व मे बस, टू का ने टच, इतना करो बस , बस 
इतनी बात है। 

इन्दौर के सेठ सर हुकमचन्द यहाँ आये थे, ८३ वर्ष की 
उम्र में उनका देह छठ गया था । वे ऐसा कहते थे -''जेंसा आप 
कहते हो वेसा मार्ग तो श्रन्यत्र कही सुनने को नही मिलता” लोगों 
को यह बात कठिन मालुम पड़ती है। कितनो को तो इसमे अपना 
अपमान जेसा लगता है, पर बापू ! यह तो वास्तविकता है। तेरी 
श्रवास्तविक मान्यता टले और सत्यार्थ बात समभे इस हेतु से 
तेरे हित की बात कहते है । भाई ! किसी के भ्रनादर के लिए 
यह बात नही है । यह तो स्व-स्वरूप के आदर की बात है। 

प्रम भावस्वरूप त्रिकाली निज-परमात्मद्रव्य के 
सम्पकश्नद्धान-ज्ञान-अआचरण॒रूप परिणाम को शुद्धो पयोग' पर्याय- 
संज्ञा से कहा जाता है, ओर वह स्वाभिमुख परिणाम है । पुण्य 
श्र पाप भाव तो अ्रशुद्धोपपोग है और वह परसन्मख परिणाम 
है। आत्मा की सन्मुखतावाले स्वाभिमुख परिणाम को 'शुद्धो- 
पयोग” कहते है ओर वह शुद्धोपयोग मोक्ष का मार्ग है - ऐसा 
कहते ही व्यवहाररूप शुभोपयोग मोक्षमार्ग नही है - यह स्पष्ट 
हो जाता है। 

अरे भाई | तू थोड़े दिन शान्त चित्त से धीरज से यह 
बात सुन । बापू ! यह कोई वाद-विवाद करने का विषय नही है, 


७० ] [ अध्यात्म रत्नत्रेय 


हे । 8: 7 4 
और हम, किसी के वाद-विवाद मे पडते भी नहीं है। यह तो 
शुद्ध वीतराग तत्त्व की बात है । वाद-विवाद से श्रन्तर का तत्त्व 
प्राप्त हो - ऐसा नही है । ह 

« ,भगवान आत्मा पूर्णानन्द का नाथ शुद्ध चेतन्‍्यमय 
अनन्तगुणनिधान प्रभु एक समय मे परिपर्ण वस्तु है। उसके 
सन्मुखतारूप परिणाम को यहाँ शुद्धोपयोग कहते हैं, और उसे 
ही मोक्षमार्ग कहा है। तथा उसे ही शुद्धात्मभावना,शुद्धरत्नत्रय, 
वीतरागता, स्वच्छता, पवित्रता, प्रभुता, साम्यभाव , इत्यादि 
कहते है । इसके अतिरिक्त (स्वसन्मुख परिणाम के अतिरिक्त) 
दया, दान आदि के परिणाम वास्तव में जेनधर्म नही है । लोग 
मन्दिर में शोर शास्त्र के प्रकाशन मे लाखो रुपयो का दान देते 
है न ? परन्तु वह परिणाम धर्म नही है। पेसा तो अपने काल 
में अपनी क्रियावती शक्ति के कारण से आता है श्रौर जाता है। 
वहाँ पर का स्वामी होकर तू मानता है कि मेने पेसा दान मे 
दिया, तो यह तेरी भ्रम भरी सूढमति है । 

साहू शान्तिप्रसादजी प्रान्तिज मे आए थे, तीन व्याख्यान 
सुने थे। पिछले वर्ष इस शरीर के ८७ वर्ष पूरे होने पर जन्म- 
जयन्ती के समय दादर मे उन्होने ८७ हजार रुपये अपनी तरफ 
से दिए थे। उस समय उनसे हमने कहा - सेठ, दान देने में 
राग मन्द हो तो प्रुण्यबन्ध का कारण हो, पर ये कुछ धर्म का 
कारण नही है । 

भाई ! धर्म तो एक शुद्धात्म सन्‍्मुख परिणाम ही है । 
उसको यहाँ शुद्धोपपोग कहा है । उसे शुद्धोपपोग कहो, वीतराग- 
विज्ञान कहो, स्वच्छता का परिणाम कहो, अ्रनाकुल आनन्द का 
परिणाम कहो, शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहो या शान्ति का 
परिणाम कहो -वह ऐसे अनेक नामों से कहा जाता है। 
श्रहाहा ! भगवान आत्मा पूर्ण शान्ति से भरा हुआ्ना चतन्यतत्तव 


समयसार गाथा ३९० ] [ ७१ 


है। उसकी सन्‍्मुखता का परिणाम भी शान्‍्त-शान्त-शान्त 
ग्रकषायरूप शानन्‍्त, वीतरागी शुद्ध परिणाम है। वस्तु स्वथं 
पूर्ण अकषाय श्ान्‍्त स्वरूप है, और उसकी प्रतीति, ज्ञान और 
रमण॒ता भी अ्रकषायरूप शान्‍्त परिणाम है । इसे ही मोक्ष का 
अर्थात्‌ पूर्ण प्रमानन्द की प्राप्ति का उपाय कहते है इसके 
सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नही । 
भाई ! अनादि-अनन्त सदा एकरूप परम स्वभावभाव- 
-स्वरूप निज-परमात्मद्रव्य ध्रूव त्रिकाल है, और मोक्षमार्ग परम 
स्वभावभाव के आश्रय से प्रगट हुई वर्तेमान पर्याय है। एक 
त्रिकाली भाव और एक वर्तमान पर्याय भाव, ऐसे द्रव्य-पर्यायरूप 
दोनो स्वभाव वस्तु मे एक साथ है। वस्तु कभी पर्याय बिना 
नही होती, उसमे प्रत्येक समय नई-नई पर्याय परिणमित होती 
"रहती है । वह पर्याय यदि श्रच्तरमुख होकर. स्वभाव में ढली हुई 
हो तो मोक्ष का कारण है, और बहिमुख होकर परभाव में 
ढली हुईं हो तो बन्ध का कारण है । इस प्रकार बन्ध-मोक्ष का 
खेल तेरो पर्याय मे ही होता है, अभ्रन्य कोई तेरे बन्ध-मोक्ष का 
कारण नही । अपने परम स्वभाव में एकाग्र होकर आनन्द को 
अनुभवने वाली, ध्रूव में ढली हुई और क्रूव मे मिली हुई जो 
-दशा होती है, वह मोक्षमार्ग है और वही धर्म है। ध्रूव सामान्य 
को ध्यान मे लेकर जो दशा प्रगठ होती है, वह नवीन है, प्र व 
नया नही प्रगठा, पर निर्मल अवस्था नवीन प्रग॒टी है और उसी 
समय भिथ्यात्वादि पुरानी अ्रवस्था का नाश हुआ है। नाश 
होता और उपजना वह पर्याय धर्म है और टिका रहना वह 
द्रव्यस्वरूप है। इसप्रकार वस्तु द्रव्य-पर्यायस्वरूप है। श्रहो ! 
द्रव्य और पर्याय का ऐसा अलोकिक सत्यस्व॒रूप सर्वज्ञ भगवान 
ने साक्षात्‌ देखकर उपदेश दिया: है। अहा ! इसे समभले तो 
तू निहाल हो जाए और उसके फल में केवलज्ञान फले - ऐसी 
यह अलौकिक बात है । 


3) [ श्रध्यात्म रत्तत्न॑य 


निज-परमात्मद्रव्य के ग्राश्रय से मोक्षमार्ग है, पर के 
ग्राश्नय से मोक्षमार्ग नहीं है। क्या कहा ? सम्यरदर्शन-ज्ञान- 
चारित्र के परिणाम, ये तीनो स्वाश्रित परिणाम है, उसमे पर 
का या राग का जरा भी अवलम्बन नही है। वे तीनो ही भाव 
शुद्धात्माभिमुख है और पर से विमुख है। इसप्रकार मोक्षमार्ग 
श्रत्यन्त निरपेक्ष है, परम उदासीन है। जितना परसन्मुखता 
का पराश्चित रागादि व्यवहार भाव है,वह कोई भी भावमोक्षमार्ग 
नही है | स्वाभिमुख स्वाश्रित परिणाम मे व्यवहाररूप राग की 
उत्पत्ति ही नही होती । इसलिए रागादिभाव मोक्षमार्ग नही, 
स्वाश्रित निर्मल रत्नत्रयरूप भाव ही मोक्षमार्ग है, और वही धर्म 
है । उसे ही आ्रागमभाषा से उपशमादि भावत्रय कहा गया है । 

इसप्रकार पाँच भावों में से मोक्ष का कारण कौन है ” 
यह बताया, उसके अ्रनेक नामो की पहचान कराई । अरब 
कहते है - तु 

“वह पर्याय शुद्धझ-पारिणामिकभाव लक्षण शुद्धात्मद्रव्य 
से कथंचित भिन्न है 

क्या कहा ? कि जो शुद्ध-पारिणामिकभावलक्षण 
त्रिकाली ध्रूव द्रव्य है, उससे वह मोक्षमार्ग की पर्याय कथचित्‌ 
भिन्न है। जिस परिणाम को आगमभाषा से उपशमादि भावत्रय 
कहा श्र शअ्रध्यात्म भाषा से जिसे शुद्धात्माभिमुख परिणाम या 

द्वोपयोग कहा, वह परिणाम त्रिकाली परम स्वभाव भावरूप 

निज-परमात्मद्रव्य से कथचित्‌ भिन्न है। देखो, द्रव्यसग्रह मे 
मोक्षमार्ग के ६५ वाम दिए है । ये सब स्व-स्वभावमय चेंतन्यमूर्ति 
भगवान आत्मद्रव्य के आश्रय से प्रगठे शुद्धोपयोगरूप परिणाम 
के नामान्तर है । यहाँ कहते है-वह परिणाम शुद्ध-पारिणा मिक- 
भावलक्षरण शुद्ध-श्रात्मद्रव्य से कथचित भिन्न है, यह बात सूक्ष्म 
है प्रभु ! 


धमयंसार गाथा ३२० ) [ ७३ 


रागादि पुण्य-पाप के भाव तो त्रिकाली शुद्ध-आत्मद्रव्य 
से भिन्न ही हैं, क्योकि रागादि भाव दोष है, उदयभाव है, ओर 
बच्ध के कारण है, जबकि भगवान आत्मा सदा निर्दोष, निरपेक्ष 
और अवन्ध तत्व है। भाई | व्यवहार-रत्नत्रय का भाव - देव- 
शास्त्र-गुरु की भेदरूप श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान ओर पच-महात्रत 
का परिणाम इत्यादि जो मन्द राग का परिणाम है, वह कर्म 
के उदय से उत्पन्न हुआ श्रौदयिकभाव है । वह उदयभाव बन्ध 
का कारण है और इसलिए वह परिणाम शुद्ध-प्रात्मद्रव्य से 
भिन्न है, भ्र्थात्‌ उस परिणाम में शुद्ध-आत्मद्रव्य नही है । 
यहाँ तो विशेष ऐसा कहते है कि पूर्णानिन्‍दमय, परमा- 
ननन्‍्दमय मोक्ष का उपाय जो शुद्धोपयोगरूप मोक्षमार्ग है, वह 
भाव एक समय की पर्यायरूप है, और वह भाव शुद्धात्मद्रव्य से 
कथचित्‌ भिन्न है । सम्पक्दशन-ज्ञान-चा रित्र ये तीनो पर्याय है, 
शुद्धोपयोग भी पर्याय है । यह पर्याय शुद्ध-पारिणामिकभालक्षण 
निज-परमात्मद्रव्य से कथचित्‌ भिन्न है। अहा ! जिसमे कुछ 
पलटना नहीं, बदलना नहीं, ऐसी अपनी ज़िकाली ध्रूव चीज 
शुद्ध-श्रात्मवस्तु, जिसे यहाँ शुद्ध-पारिणामिकभावलक्षण कहा है, 
उससे स्वसन्मुख मोक्षमार्ग का परिणाम कथंचित्‌ भिन्न है । भ्रहो ! 
जेंनतत्त्व बहुत सूक्ष्म है भाई ! 
कर्मोदय के निमित्त से जो भाव होता है, वह विकार 
है और बन्ध का कारण है। उपशमभाव कर्म के अनुदय के 
निभित्त से होने वाली दशा है, वह दक्शा पवित्न है, पर अन्दर 
अभी कर्म की सत्ता पड़ी है, अतः उसे उपशमभाव कहते है । 
जिसमें कुछ तिमेल और कुछ मलिन अश हो - ऐसी मिश्र दशा 
को क्षयोपश्षम कहते है। जो दशा कर्म के क्षय के निभित्त से 
प्रगट हो उसे क्षायिकभाव कहते है। इन भावों में तो कर्म के 
उपशप्त, क्षय आदि की अपेक्षा आती है, जबकि त्रिकाली स्वभाव 


2 [ अध्यात्म रंत्नर्तय 


में कोई अपेक्षा लागू नहीं पडती । ओहो ! त्रिकाली चेतन्यमात्र 
द्रव्यस्वभाव, चिदानन्द, सहजानन्द, नित्यानन्द अभू्‌ परम 

निरपेक्ष तत्त्व है। र 

अहा | यह तो मारग ही श्रत्यत्त जुदा है प्रभु | तेरे 
अन्दर जो त्रिकाली पध्रूव सदा एक रूप पडा है, वह सहजाननन्‍्द- 
मूर्ति प्रभु अकेला ज्ञान और आनन्द का दल है | वह सम्यरदर्शन 
का विषय है।। प्रवचनसार मे कहा है कि ज्ञेय-तत्व की श्र 
ज्ञातृ-तत्व की तथाप्रकार (जैसी है वेसी) प्रतीति जिसका लक्षण 
है, वह सम्यर्दर्शन पर्याय है | ऐसा सम्यदर्शन जो इसने अनच्त- 
काल मे प्रगंट नहीं किया ओ्रौर जो मोक्ष की पहली सीढी है, 
वह त्रिकाली ध्रूव एक ज्ञायक द्रव्य से भिन्न है। 


भगवान ! तेरा आत्मा परमात्मद्रव्य है| प्रत्येक आत्मा 
स्वरूप से ऐसा है । उसे शरीर की अवस्था से न देखो, उसे 
राग की अवस्था से न देखो, भ्ररे | इसमे निर्मल अ्रवस्था है, 
वह "मैं! ऐसा भी न देखो । निर्मल अवस्था में एक त्रिकाली 
द्रव्य मैं हूँ - ऐसा देखो । त्रिकाली भव ज्ञायक तत्त्व से वर्तमान 
निर्मल अवस्था भिन्न है । 
लोगो ने यह मार्ग कभी सुना नही इसलिए नया लगता 
'है । परन्तु भाई | यह मार्ग नया नही निकाला, यह तो ग्रतन्त 
* जनेश्वर भगवन्‍्तो के रा आदर किया और कहा हुझा 
सनातन मार्ग है। इसने पचमद्ठान्रतादि का पालन अ्रनन्तवार 
किया, यह अनन्‍तबार'नेरत दिगम्बर साधु हुआ, पर एके समय 
के पीछे (भिन्नपने) सम्पूर्ण परमात्म-तत्त्वक्या है, इसका ज्ञान 
कभी प्रमट नहीं किया । एक समय की पर्याय में सब रमत रमा, 
पर अन्दर विराजमान आत्माराम चेतन्यमहाप्रभु में रे 
रमणुता नही की । अन्दर का मार्ग अत्यन्त निराला है भाई 


संमयसोौर गाथा ३२० | [ ७५ 


दया, दान, ब्रत, भक्ति, पूजा इत्यादि सब शुभराग है 
वह विकल्प है श्रौर उदयभाव है, बन्ध का कारण है। उपशम, 
क्षयोपश्म और क्षायिक भावत्रय उदयभाव से रहित है । इन 
तीनो भावो को यहाँ शुद्धोपयोग कहा है । वह शुद्धोपयोग दशा 
(जिसमे आनन्द की दशा का वेदन है) त्रिकाली चीज (द्रव्य) _ 
से कथचित्‌ भिन्न है। एक समय की पर्याय उत्पाद-व्ययरूप 
क्षणिक है | इस अपेक्षा से शुद्धोपपोग की दशा त्रिकाली शुद्ध- 
आत्मद्रव्य से भिन्न है । 

समयसार के संवर अधिकार मे आया है कि पुण्य-पाप 
के भाव और व्यवहार-रत्नत्रय का जितना विकल्प है, वह सब 
राग त्रिकाली द्रव्य से भिन्न है। श्रहा ! भाव तो भिन्न है, पर 
राग के प्रदेश भी भिन्न है -ऐसा कहा है। आत्मा अकेला 
आनन्द का दल है। इसमें से विकार उत्पन्न नही होता। श्रर्थात्‌ 
विकार का क्षेत्र त्रिकाली द्रव्य के क्षेत्र से भिन्न है। अनन्त 
गुणधाम प्रभु आत्मा त्रिकाल शुद्ध असंख्यातप्रदेशी वस्तु है। 
इसकी पर्याय में जो दया, दान आदि के विकल्‍प उठते है, वे 
त्रिकाल स्वभाव से तो भिन्न है, परन्तु क्षेत्र से भी भिन्न है; यहाँ 
दोनों को भिन्न-भिन्न वस्तु कहा है । एक वस्तु की वास्तव में 
ग्रन्य वस्तु नही - ऐसा वहाँ कहा है। प्रवचनसार गाथा १०२ 
की शैली के अनुसार “चिद्विलास” मे भी ऐसा कहा है कि 
पर्याय के कारण से पर्याय होती है,द्रव्य-गुण के कारण से नही । 

इसप्रकार मोक्षमार्ग की पर्याय का कर्त्ता पर्याय स्वय है। 
उस पर्याय का कर्म भी वही है, पर्याय का साधन, पर्याय का 
सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण भी वही पर्याय ही है। 
पर्याय एक समय की सहज सत्‌ है। वीतराग का ऐसा मार्ग 
शूरो का मार्ग है। जो यह मार्ग सुनकर भी काँप उठते है - 
ऐसे कायरों का यहाँ काम नही है। 


जद | [ श्रध्यात्म रत्नंत्रय 


देखो, आात्मभान होने के बाद भी ज्ञानी को शुभ या 
अशुभ भाव भी आता है। उसे कदाचित श्रार्त-रौद्रध्यान का 
तथा विषयभोग का भाव भी होता है। वह भाव कमजोरी के 
कारण होता है, पर ज्ञानी को इन भावों की रुचि नही है, उसे 
इन भावों से आनन्द नही आता । वह तो जानता है कि भेरे 
स्वरूप से ही आनन्द है, इसके सिवा बाहर मे, निमित्त मे या 
राग में कही भी सुख नही है । राग और निमित्त में सुख है, 
ऐसी दृष्टि का उसको अभाव है। 

जो सारे दिन पेसा कमाने-धमाने मे फँस गया हो, वह 
ये बाते किस दिन समभेगा ? पर बापू ! ये पेसे-वैसा तो जड- 
मिट्टी, धूल है । इसमे कहाँ आत्मा है? ये मेरा है- ऐसी 
मान्यता ही मिथ्यात्व है, क्योकि जो जड है,वह कभी चेतनरूप 
नही होता । यहाँ तो कहते है- जिसमे अपूर्व-अपूर्व आनन्द 
का स्वाद आता है, ऐसी मोक्ष मार्ग पर्याय भी द्रव्य से 
कथचित्‌ भिन्न है। जहाँ अतीन्द्रिय श्रानन्‍्द का पूर्ण स्वाद आरावे, 
वह मोक्ष है और वह भी एक पर्याय है | वह पर्याय द्रव्य से 
कथचित्‌ भिन्न है । द्रव्य क्या ? गुण क्या ? और पर्याय क्‍या ? 
ऐसा अपना द्रव्य-पर्याय स्वरूप जानने की लोगो ने कभी दरकार 
ही नही को । 

त्रिलोकीनाथ अरिहत परमेश्वर ऐसा फरमाते है कि - 
व्यवहार-रत्नत्रय का विकल्प कथनमात्र मोक्ष का मार्ग है। यह 
विकल्प तो भगवान भात्मा से भिन्न है ही, पर निकाली प्रूव 
के आलम्बन से अन्तर मे प्रगट होने वाली मोक्ष के मार्ग की 
पर्याय भी त्रिकाली शुद्ध-पारिणामिकभाव लक्षण निज-परमात्म- 
द्रव्य से कथचित्‌ भिन्न है, क्योकि वस्तु द्रव्यरूप है, वह त्रिकाल 
है और पर्याय का काल तो एक समय है । निहालभाई ने तो 
“द्रव्यदृष्टिप्रकाश/” में पर्याय को द्रव्य से सर्वथा भिन्न कहा 


समयसार गाथा ३२१० ] [ ७७ 


: है - यह बात ख्याल में है, पर यहाँ अपेक्षा रखकर कथचित्‌ 
भिन्न कहा है । मोक्ष दशा का कारणरूप निश्चय-परोक्षमार्ग की 
पर्याय शुद्धात्मद्रव्य से कथचित्‌ भिन्न है- इसप्रकार यहाँ 
भ्रपेक्षा से बात है । 

सम्यग्दर्शन पर्याय है । उसका विषय त्रिकाल सत्यार्थ, 
भूतार्थ, मोजूद चीज, सच्चिदानन्द प्रभु भगवान आत्मा है। यहाँ 
कहते हैं, विषयी (पर्याय) अपने विषय (त्रिकाली ध्रव) से 
कथंचित्‌ भिन्न है| क्योंकि विषयी (पर्याय) भावनारूप है और 
विषय (शुद्ध पारिणामिक भाव) भावनारूप नही है । 

ग्रहों | जंगल में बसने वाले सन्‍्तो ने केसा काम 
किया है। अन्दर में सिद्धों के साथ गोष्ठी की है, श्र्थात्‌ अन्दर 
से तिज सिद्धस्वरूप का अनुभव प्रगट करके स्वयं भगवान सिद्ध 
के साधर्मी होकर बेठे है, उतकी यह वाणी है। 

भगवान आत्मा शुद्ध-पारिणामिकभाव लक्षण एक पूर्ण 
चेतन्यमय वस्तु है, वह त्रिकाल भावरूप है, भावनाहप नही, 
जबकि उसके श्राश्रय से जो मोक्ष का मार्ग प्रगट हुआ है, वह 
भावनारूप है, त्रिकाल भावरूप नही । सूक्ष्म बात है प्रभु ! 

श्रज्ञानी मूढ़ जोव ये स्ल्री-पुत्रादि मेरे है, यह बाग- 
बगला मेरा है तथा मै यह करूँ और वह करूँ - इसप्रकार पर 
की सम्भाल करने मे फेस गया है । वह तो मोक्ष के मार्ग से 
बहुत ही दूर है । यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि मोक्षमाग की पर्याय 
वर्तमान भावनारूप होने से त्रिकाली भ्रव निज-परमात्मद्रव्य से 
कथचित्‌ भिन्न है - ऐसा भेद अन्तर मे जिसे भासित नही हुआ, 
वह भी मोक्ष के मार्ग से दूर है। अब जहाँ यह बात है,' वहाँ 
व्यवहार से निश्चय प्रगट होता है - यह बात कहाँ रही प्रभु ! 





१. निर्मल पर्याय और ज़िकाली द्रव्य में भिन्नता की वात है | 


हि 


७८ | [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


त्रिकाली पारिणामिक को भावरूप कहो, पारिणामिक 
कही, ध्रूब कहो, नित्य कहो, एकरूप कहो; और पर्याय को 
श्रनित्य, अध्भू व, विसदृश कहो, क्योकि उसमे प्रतिसमय उत्पाद- 
व्यय होता है। मोक्ष का मार्ग भी उत्पाद-व्ययरूप है। अर्थात 
वर्तमान समय में जिसका उत्पाद होता है, दूसरे समय मे उसका 
व्यय होता है, दूसरे समय जिसका उत्पाद हो उसका तीसरे समय 
में व्यय होता है। इसप्रकार उत्पाद-व्ययरूप होने से मोक्ष मार्ग 
की पर्याय शुद्ध-पारिणामिकभावलक्षण द्रव्य से कथचित भिन्न 
है । क्यों ? क्योकि वह पर्याय भावनारूप है । 

बारह भावताये कही है न ? वे पहले तो विकल्परूप 
होती है, फिर विकल्प का व्यय होकर निविकल्प दशा होती है। 
यह निर्मल निविकल्प पर्याय भावनारूप है। आाव श्रर्थात्‌ 
त्रिकाली एक रूप परमात्मद्रव्य, उसके सन्मुख होकर प्रगट होने 
वाली दशा भावनारूप है, त्रिकाली भावरूप नहीं। भाई ! ये 
शब्द तो जड हैं, उनका वाच्य (भाव) यथार्थ समभना चाहिए 

शुद्ध-पारिणामसिकभावरूप त्रिकाली स्वभाव परमानदमर्य 
प्रभ है, वह भावनारूप नही, श्र्थात्‌ वह वर्तमान पर्यायरूप नही 
है । उसके आश्रय से प्रगट हुई मोक्ष के कारणरूप दशा भावता- 
रूप है। यह बात न समभकर कितने ही लोग दया, दान, ब्रत, 
भक्ति आदि व्यहार करते-करते निश्चय मोक्षमार्ग प्रगठ हो 
जाता है - ऐसा कहते हैं। श्ररे प्रभु ! इसभ्रकार तु सत्य नही 
मिलेगा, असत्य ही मिलेगा, क्योकि राग के सर्व भाव असत्याथ 
ही है। त्रिकाली द्रव्य की श्रपेक्षा से मोक्षमार्गे की वर्तमान 
पर्याय को उससे कथचित्‌ भिन्न कहकर असत्याथे कहा है तो फिर 
राग के विकल्पवाली मलिन दुःखरूप दशा का क्या कहता 
भाई | मोक्षमार्ग की पर्याय तो पवित्र है, श्रानन्दरूप है, श्रवन्ध 
है। वह भी त्रिकाली शुद्ध-द्वव्य से कथचित्‌ भिन्न है तो फिर 


समयसार गाथा ३२० ] [ छ& 


बन्धरूप राग की दशा का क्या कहना ? राग करते-करते निएचय 
(बीतरागता) प्रगटेगा, यह तो तेरा भ्रनादिकालीन भ्रम है। 
भाई | वीतरागभाव शुद्धात्मा के आश्रय से प्रगट होता है । 

अहा ! मोक्ष के कारणरूप अबन्ध परिणाम भावनारूप 
है, त्रिकाली शुद्ध द्रव्यस्वभाव भावनारूप नही है । भश्रहो | ऐसी 
शुद्ध तत्त्वदृष्टि करके चक्रवर्ती और तीथ्थद्ूर के श्राउ-आठ वर्ष 
के पुत्रों ने केवलज्ञान प्रगठ करके अ्रल्पकाल मे मोक्ष पद पाया 
है। उनको शरीर की अवस्था कहाँ रोकती है ? यह तो पुण्य- 
दालियों की बात है, नही तो लकडी बेचकर गुजारा चलाने 
वाले गरीब कठियारे के आठ-आठ वर्ष के पुत्र भी अ्रन्त'तत्त्व 
का भान करके, जहाँ मनुष्य के चलने का पगरव भी नही होता, 
ऐसे जज्भूल मे जाकर एकान्त स्थान में निजस्वरूप की साधना 
करके अल्प समय में ही परमपद की प्राप्ति कर लेते हैं । श्रहो ! 
अ्रन्तर का ऐसा कोई अभ्रलौकिक मार्ग है । 

बाहर की चीज - निमित्त और राग तो कही दूर रह 
गया, यहाँ तो निर्मल द्रव्य-पर्याय के बीच कथचित्‌ भेद होने की 
सूक्ष्म बात है। जंततत्त्व बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है भाई 
यहाँ विशेष कहते हैं - 

“यदि वह (पर्याय) एकान्त से शुद्ध-पारिसासिक से 
श्रसितत हो. तो मोक्ष का प्रसंग बनने पर इस खरावनारूप 
(सोक्ष की कारणभूत) पर्याय का विनाश होने पर शुद्ध पारि- 
सासिकन्ताव भो विताश को प्राप्त हो, पर ऐसा तो होता नहीं 
है । (कारण कि शुद्ध पारिणासिक भाव तो ग्रविनाशी है) 

देखो, क्‍या 'कहते हैं ? ब्रीतरागभावरूप निर्मल पर्याय 
यदि त्रिकाली भाव.से एकमेक हो तो मोक्ष का प्रसद्भ बनने पर 
सोक्षमार्ग की भावनारूप पर्म्राग्य का विनाज्ञ होता है, उस समय 
ही शुद्ध पारिणामिकभाव - त्रिकालीभाव भी विनाश को प्राप्त 


८० ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


हो जाए। यहाँ क्‍या कहना है ? कि मोक्ष मार्ग में क्षायिक- 
भावरूप जो निर्मल पर्याय हुई, वह पर्याय त्रिकाली द्रव्य के साथ 
स्वथा अभिन्न नही है। यदि दोनो स्वथा श्रभिन्न हो तो दो 
धर्मों की सिद्धि ही न हो श्रौर एक धर्म का (पर्याय का ) व्यय 
होने पर सम्पूर्ण द्रव्य का ही नाश हो जाए। देखो, पूर्ण शुद्ध 
ज्ञान और आनन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष की प्रगठता होने पर 
मोक्षमार्ग की भावनारूप पर्याय का व्यय होता है। तो क्या 
उस समय आत्मद्रव्य का ही नाश हो जाता है ? नही होता, 
क्योकि वह पर्याय द्रव्य के साथ सर्वथा अभिन्न नही है, कथचित्‌ 
भिन्न है। मोक्षमार्ग की भावनारूप पर्याय यदि त्रिकाली पारि- 
णामिकभाव के साथ एकान्त से एकमेक हो तो मोक्ष के प्रसद्भ 
में मोक्षमार्ग को पर्याय का व्यय होने पर त्रिकाली द्रव्य का भी 
ताश हो जाए पर ऐसा कभो बनता नही, क्योंकि त्रिकाली 
द्रव्य स्वभाव तो शाश्वत्‌ अविनाशी तत्त्व है। समझ में श्राया ? 
भाई | यह बात न्याय से कही गई है, न्याय से तो समझना 
चाहिए न ? वाद-विवाद से क्‍या पार पड़े ? 

भाई | केवलज्ञान की पर्याय भी नाशवान है। नियम- 
सार, शुद्धभाव अधिकार में नवतत्त्वों को नाशवान कहा है । 
जीव की एक समय को पर्याय नाशवान है, अजीव का ज्ञान 
करने वाली पर्याय नाशवान है । आख्व, बन्ध, पुण्य और पाप 
सवर, निर्जरा और मोक्ष - इन सब तत्त्वों को वहाँ नाशवान 
कहा है। गजब की बात है भाई | शरीर नाशवान, पंसा 
नाशवान, रागादि नाशवान, सवर-निजंरा अर्थात्‌ मोक्षमार्गे 
की पर्याय नाशवान और केवलज्ञान की पर्याय भी नाशवान है, 
क्योंकि प्रत्येक पर्याय की स्थिति हो एक समय की है। केवल- 
ज्ञान की पर्याय दूसरे समय रह नही सकती, क्योकि वह्‌ एक 
समय की स्थिति वाली क्षण विनाशी चीज है, जबकि भगवान 


प्मयसार गाथा ३२० ] [ ८१ 


अन्दर नित्पानन्द प्रभु निज-परमात्मद्रव्य शुद्ध पारिणामिक 
भावरूप वस्तु ग्रविनाशी शाश्वत्‌ चीज है । इसप्रकार दोनो के 
बीच कथचित्‌ भिन्नता है। ग्रवादि अनन्त ऐसी ही वस्तुस्थिति है। 
प्रश्न - पचास्तिकाय मे पर्यायरहित द्रव्य नही, झौर 
द्रव्यरहित पर्याय नही - ऐसा कहा है न ? 
उत्तर - हाँ, वहाँ तो पर से भिन्न द्रव्य का अस्तिकाय 
स्वरूप सिद्ध करना है, इसलिए कहा है कि पर्यायरहित द्रव्य 
नही और द्रव्य रहित पर्याय नही । वहाँ सम्पूर्ण द्रव्य का (द्रव्य- 
पर्यायमय ) भ्रस्तित्व सिद्ध करना है | पर यहाँ तो भ्रनादिकालीन 
पर्यायम्ढ जीव को भेदविज्ञान कराने का प्रयोजन है । इसलिए 
पर्यायदुष्टि छुडाने के लिए कहा है कि पर्याय की त्रिकाली द्रव्य 
से कथंचित्‌ भिन्नता है, यदि दोनो सवंथा एकमेक हो तो पर्याय 
का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाए। पर ऐसा नही 
होता । इसलिए त्रिकाली भाव से वह भावनाहूप पर्याय कथचित्‌ 
भिन्न है। 
भाई | यह तो अन्दर को बाते है। बापू | यदि तुझे सत््‌ 
शोधना हो तो वह शाश्वत्‌ सत्‌ श्रन्दर में है, इसे शोधने वाली 
पर्याय भी इस सत्‌ से कथचित्‌ भिन्न है, अर्थात्‌ पर्याय मे जिसे 
ग्रहभाव है, उसे वह सत्‌ हाथ नही लगता - ऐसी चीज है भाई । 
तुझे किसमे श्रहपना करना है ”? किसे अधिकपने मानना है ? 
में पर्याय से अ्रधिक (भिन्न) हूँ - ऐसा मानने से अन्दर द्रव्य जो 
अधिक है, उसका अनुभव होता है। समयसार गाथा ३१ मे 
ग्राता है - 
“जो इंदिये जिरिषत्ता साणसहावाधिय मुणदि आएदं ४ 
अहाहा | ज्ञानस्वभाव जो त्रिकाल है, वह अधिक है । 
परमस्वभावभावरूप एक ज्ञायकभाव, राग और एक समय की 
पर्याय से अधिक श्रर्थात्‌ भिन्न है। यहाँ यही कहते है कि श्र व- 


८रे ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


स्वभाव के लक्ष्य से प्रगठ होने वाला सत्यार्थ मोक्ष का मार्ग 
भावनारूप है और वह त्रिकाली भाव से भिन्न है। भावनारूप 
मोक्षमार्ग और त्रिकाली प्रमभाव - दोनो चीजे सर्वथा एक 
नही, वे दोनो चीजे सर्वथा एक हो तो जब भावनारूप मोक्षमार्ग 
का व्यय होकर मोक्ष हो, तब त्रिकाली भाव के भी नाश होने 
का प्रसंग आएगा । भगवान ! मारग तो ऐसा सूक्ष्म है । 

भाई | यह मारग, तुभे जेसा है वेसा यथार्थ समभना 
पडेगा। इसे समभे बिना ही तू श्रतन्‍्तकाल से रखडता हुआ दु खी 
हो रहा है। यहाँ कोई बडा अरबपति सेठ हो, करोडो के बगले मे 
रहता हो, और क्षण मे देह छुटकर फू हो जाए! तब मरण 
करके बकरी की कूख मे चला जाएगा, वहाँ जन्म होने पर 
बे-बे-बे करेगा | पर भरे | इसे विचार ही नही कि मरकर में 
कहाँ जाऊँगा ? में कहाँ हूँ ? और मेरा क्‍या हाल-हवाल होगा ? 
भाई | इस अवसर मे जो स्वरूप की समझ नही को तो कौए, 
कृत्त ,कीडा इत्यादि पर्याय धारण करके तू संसार मे खो जाएगा। 

यहाँ भावनारूप पर्याय का मोक्ष की कारणश्ृत पर्याय 
कहते है | श्रन्य जगह ऐसा भी कहा है कि मोक्ष पर्याय, मोक्ष 
की कारणभूत मोक्षमार्ग पर्याय से प्रगट नही होती । वास्तव मे 
उस समय की केवलज्ञान और मोक्ष की दशा श्रपने स्वयं के षट्‌- 
कारकरूप परिणमन से स्वतन्त्र उत्पन्न होती है, उसे पूर्व की 
मोक्षमार्ग की पर्याय की अपेक्षा नहीं है। मोक्ष की पर्याय के 
पहले मोक्षमार्ग की पर्याय अवश्य ही होती है, तो भी मोक्ष की 
पर्याय उस समय का स्वतन्त्र संत्‌ है। मोक्षमार्ग की पर्याय के 
कारण मोक्ष की दशा हुई - ऐसा नही है | ऐसा मार्ग है भाई 

हाँ ऐसा समभना है कि मोक्ष होने के पहले जो मोक्ष- 

मार्यकी पर्याय थी, वह पर्याय त्रिकाली चीज से एकमेक नही,पर 
भिन्न है। यदि अभिन्न हो तो मोक्षमार्ग की पर्याय का नाश होने 


१ मरण हो जाए। 


समयसार गाथा ३२० |... [ ७३ 


प्र शुद्ध पारिणामिकभाव भी विनाश को प्राप्त हो, पर ऐसा 
कभी बनता नही,क्योकि वस्तु-त्रिकाली द्रव्य अ्विनाशी है । अहा' 
सत्‌ अर्थात्‌ एक सदृशरूप स्वभाव - अविरुद्धस्व॒भाव त्रिकाली है, 
वह कहाँ जाए ? विप्तदृशपत्रा और उत्पाद-व्यय तो पर्याय मे है, 
उपजना श्रौर विनसना तो पर्याय में है। वस्तु तो उत्पाद-व्यय 
रहित त्रिकाल शाश्वत्‌ सतपने विद्यमान चीज है। आगे कहेगे 
कि मोक्ष के मार्ग की पर्यायपने ग्रात्मा नहीं उपजता। भरे | 
वह मोक्ष के मार्ग की पर्याय के अभावपने (मोक्षपनरे) भी नही 
उपजता । बापू | यह मार्ग ही जुदा है नाथ ! ह॒ 

ग्रेरे | यह जीव अ्रभी स्व के भान बिना दु खी है - ऐसी 
इसको कहाँ खबर है ? अरे | दू ख क्‍या है, इसकी भी इसको 
कहाँ खबर है ? शास्त्र मे दृष्टान्त आता है कि वत मे दावानल 
लगते पर पशु-पक्षी भस्म हो जाते है। उस समय कोई मनुष्य 
वन के बीच वृक्ष पर चढकर बंठा है और अपने चारो तरफ वन 
को जलता हुआ्ना देखता है, तो भी ऐसा मानता है कि मे सकुशल 
हूँ, में कहाँ जलता हूं ? पर भाई ! ये वत जल रहा है तो वह 
ग्रभी ही इस काड को जलाएगा और तू भी क्षण मे ही जलकर 
भस्म हो जाएगा | जंसे, काड के ऊपर बेठा हुआ्ा वह मनष्य 
"सै सलामत हूँ ऐसा मानता है - यह उसकी मृढता है, क्योकि 
क्षण में ही अग्ति सुलगती-सुलगती आएगो और भ्राड को 
पकडेगी तब उसकी ज्वाला में वह तत्काल भस्म हो जाएगा । 
वेसे, यह भवरूप वन कालाग्नि द्वारा जलता हुआ देखते हुए भी 
“में सलामत (सुरक्षित) हूँ, सुखी हूँ, ऐसा कोई मानता है, 
यह उसकी मूढता है । अरे | जलने पर भी इसे जलने की 
खबर नही है । 

अहा | मोक्षमार्म की पर्याय भी नाशवान है। प्रभ ' 
तुके किस चीज को टिकाये रखना है ? त्‌ स्वय नित्यानन्द प्रभ 


८४ ] [ अध्यात्म रत्नन्नय 


त्रिकाली टिकता तत्त्व है। इसमे नजर नही करता और शनित्य 
को टिकाना चाहता है- यह तेरी मृढता है । तू देहादि बाह्य 
विनश्वर वस्तुओं को टिकाने की कोशिश करता है पर इसमे 
तुझे निष्फलता का दु ख ही प्राप्त होगा । 
वढवाण का एक भाई कहता था - महाराज ! यह सब 
उपाधि किसने की ? तब हमने कहा - अरे भाई ! क्‍या इतनी' 
भी तुझे खबर नही ? यह सब उपाधि तूने स्वय ही खडी की 
है। अपने स्वरूप को भूलकर श्रनादि से राग और विकार की 
उपाधि तूने स्वय बटोरी है | तू तुके ही भूल गया है। अपने 
निरुपाधि शुद्ध चेतन्यतत्त्व को भूलकर यह सब उपाधि तूने स्वय 
खडी की है । तू अनन्तकाल से पुण्य-पाप के विकल्प करता रहा 
श्रोर इससे तुझे बन्ध हुआ, उसके निम्ित्त से यह सब सयोग 
हुआ है । इत सबको अपना मानकर तूने स्वय यह उपाधि 
ग्रहण की है । 
देखो, चमरी गाय की पूछ बहुत सुन्दर होती है। अपने 
बाल भाड मे फस जाने पर वह गाय बालो के प्रेम मे वही खडी 
रह जाती है और शिकारी के बाण से विधकर मारी जाती 
है, इसीप्रकार अज्ञानी ससारी प्राणी इस दुनिया के पदार्थों के 
प्रेम मे फेंसकर वही खडा रह गया है श्रोर स्वयं मर रहा है, 
लुट रहा है, इसका इसे भान नही है। नियमसार मे ग्रावा है, 
ये स्त्री-बच्चे, कुटुम्ब-कबीला वर्गरह भ्रपनी आजीविका के लिए 
तुझे ठगों की टोली मिली है, तेरे मरण के समय तुझे कोई 
काम मे नही आएगा | अ्रभी भी वे किसी काम के नहीं है । 
त ग्रकेला विलाप करता हुग्ना कही का कही चला जाएगा, श्रौर 
दस भवश्रमण के प्रवाह में तू खो जाएगा। - 
भाई | यह आत्मा के श्रन्दर के भावो की वात है । शुद्ध 
पारिणामिकभाव त्रिकाल परमभाव है,उस में उत्पाद-व्यय नही है, 


समंयत्तार गाथा ३२० । [ ८४ 


ग्रौर उसका कभी अभाव नही होता - ऐसा शाश्वत श्र्‌व एक 
रूप भाव उत्पाद-व्ययरूप है | श्रशुद्धता का व्यय होकर आशिक 
शुद्धतारूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है, और मोक्षमार्ग का व्यय 
होकर पूर्ण मोक्षदशा प्रगट होती है, परन्तु जो परमभावरूप 
द्रव्य है, उस्तका व्यय भी नहीं होता और वह नया प्रगट भी 
नही होता । इसप्रकार पलटती पर्याय, और त्रिकाल टिकता 
(ध्रव) द्रव्य - ऐसा वस्तु का स्वरूप है । द्रव्य अपेक्षा से वस्तु 
- अपरिणा मी और अक्रिय है और पर्याय अपेक्षा से परिणमनशील 
और सक्तिय है। श्री स्वेज्ञदेव ने ऐसे द्रव्य-पर्यायरूप वस्तुस्वरूप 
का उपदेश दिया है । द्रव्य और पर्याय सर्वथा अभिन्न नही है, 
कथचित्‌ भिन्‍त है । सर्वंथा भिन्‍न नही और सर्वेथा अभिन्न भो 
नही-ऐसा वस्तु का स्वरूप है | सर्वेथा भिन्‍न हो तो वस्तु अवस्था 
रहित होने से वस्तु ही न रहे, तथा सर्वथा अ्रभिनन हो तो पर्याय 
का नाश होने से द्वव्य का ही नाश हो जाए श्रर्थात्‌ वस्तु ही न 
रहे । इसलिए द्रव्य-पर्याय कयचित्‌ भिन्‍नत है, यही यथार्थ है । 


शास्त्र में 'उत्पादव्यप्रश्रौव्ययुक्त सत्‌' कहा है। ध्र्‌ बता 
अर्थात्‌ टिकना, उत्पाद-व्यय ग्र्थात्‌ बदलना। टिककर बदले, 
और बदलकर टिका रहे -ऐसा वस्तु का आश्चर्यकारी सत्‌ 
स्वरूप है। द्रव्य अविनाशी है,और पर्याय विनाशी है - इसप्रकार 
द्रव्य-पर्याय दोनो सर्वथा एक नही है। त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के 
लक्ष्य से प्रगट होने वाली श्रद्धा-ज्ञान-रमणतारूप निर्मल पर्याय 
यद्यपि मोक्ष दशा का कारण है, तथापि वह मोक्ष दशा होने 
पर व्यय हो जाती है, जबकि द्रव्य टिककर त्रिकाल स्थिर रहता 
है। इसप्रकार वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनों अशो मे भिन्‍नता 
है। ऐसा वस्तुस्वरूप समभने पर अश (पर्याय) बुद्धि टलकर 
द्रव्यद्ष्टि होती है । 


देर] [ अध्यात्म रल्नंत्रेय 


देखो, आत्मा मे एक पर्याय अ्रश है। श्रज्ञान टलकर 
ज्ञान होना, अशुद्धता टलकर शुद्धता होना इत्यादि नया-तया 
कार्य पर्याय मे ही होता है। जो जीव पर्याय का भ्रस्तित्व ही 
नहीं मानता उसे तो नया कार्य होता ही नही, श्रर्थात्‌ उसे 
अपने अज्ञानभाव के कारण ससार मिठता ही नहीं, तथा यदि 
कोई अकेली पर्याय के सामने ही देखा करे और द्रव्य के शुद्ध 
स्वभाव का लक्ष्य न करे तो उसे भी अशुद्धता टलकर शुद्धता 
नहीं होती । पर्याय की शुद्धता तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के आश्रय 
से होती है। द्रव्यस्वरभाव मे अन्तमु ख होकर एकाग्र हुए बिना 
पर्ग्राय की शुद्धता नही होती । द्रव्य को न माने तो भी शुद्धता 
न सधे, और एकान्‍्त से पर्याय की ही वस्तु मान ले तो पर्याय 
का व्यय होने पर ही वस्तु का नाश हो जाए, परन्तु ऐसा वस्तु- 
स्वरूप नही है, तथा पर्याय को न मानकर वस्तु को एकान्त 
नित्य-कूटस्थ माने तो पर्यायरूप पलटना बिना नया कार्य ही नही 
बन सकता, श्रत तब ससार का भी अ्रभाव नही होगा। इस- 
प्रकार वस्तु में द्रव्य और पर्याय दीनों अश एक साथ रहते हैं और 
उन दोनों मे कथचित्‌ भिन्‍नपना है, ऐसा स्यादह्वाद मत है । 

मोक्षमार्ग की पर्याय त्रिकाली द्रव्य से कथचित्‌ भिन्न 
है । यह शरीर, मन, वचन इत्यादि ग्रात्मा से सर्वथा जुदे है । 
कर्म भी आ्रात्मा से सर्वथा जुदे हैं । यहाँ कहते हैं - अपने मे जो 
द्रव्य-पर्याय के अ्रश हैं, वे भी परस्पर कथचित्‌ भिन्न हैं। अहो ' 
यह तो भेदज्ञान की चरम सीमारूप सर्वोत्क्ष्ट बात है। यह 
बात जिसके अ्रन्तर मे बेठे वह निहाल हो जाए । 

अरब कहते' है - इसलिए ऐसा निश्चित हुआ - शुद्ध- 
पारिणामिकभावविषयक (शुद्ध-पारिणासिकभाव का अ्रवलम्बन 
करने वाली) भमावनारूप जो श्रौपशमिकादि तीन भाव है, वे 
समस्त रागादि से रहित होने के कारण शुद्ध-उपादानकाररा- 


मर्म॑यसार गाथा ३२० ] [ ८७ 


भूत होने से मोक्ष के कारण है, परन्तु शुद्ध-परिरयामिक नहीं । 
(अर्थात्‌ शुद्ध-परिणासिकभाव सोक्ष का कारण नहीं है।)'' 

भगवान आत्मा नित्यानन्दमय सच्चिदानन्द प्रभु सदा 
एक ज्ञायकभाव वस्तु है, उसे शुद्ध-पारिणामिकभाव कहते है। 
यह पारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नही है, इसे मोक्ष का 
कारण कहना व्यवहार-नय है, वास्तव मे शुद्ध द्रव्य मोक्ष की 
पर्याय का कारण नही है। अ्रह्य | जेंसे द्रव्य त्रिकाली सत्‌ है, 
वसे पर्याय भी सहज सत्‌ है - ऐसा वस्तु का स्वरूप है। राग 
प्ररिणाम हो या वीतराग परिणाम हो, वह परिणाम उस-उस 
काल में सहज सत्‌ है। जहाँ ऐसा वस्तुस्वरूप है, वहाँ व्यवहार 
से - राग से निश्चय होता है, यह बात कहाँ रही ? 

व्यवहार रत्वत्रय. करते-करते मोक्ष होगा, ऐसी बाते 
अभी चलती है, पर वे यथार्थ नही है। दया करो, ब्रत करो, 
दान, भक्ति, पूजा करो इत्यादि प्ररूपणा अ्रभी चलती है, पर 
भगवान | ये तो सब राग की क्रियाये है। राग तो उदयभाव 
है, बन्ध का कारण है, वह मोक्ष का कारण कंसे हो सकता है ? 
स्वय प्‌र्णानन्‍्द का त्ाश्न प्रभु अन्तर मे सदा शान्ति और आनन्द- 
भ्रावरूप से विराजमान है, उसके लक्ष्य से स्वतन्त्रपने श्रपने प्रट्‌- 
कारकरूप परिणमन द्वारा निर्मेल रत्नत्रय पर्याय प्रगट होती 
है। उस पर्याय को व्यवहार-रत्नत्रय की अपेक्षा नही है । 
निःचय-मोक्षमार्ग की पर्याय व्यवहार क्री अपेक्षा बिना ही 
निरपेक्षपने अपने घट्कारकरूप से परिणमती हुईं प्रगट होती 
है । ऐसी सूक्ष्म बात है प्रभु ! 

भाई ग्रात्मा त्रिकाली शुद्ध वस्तु है, वह परिणमित 
नहीं होती । समयसार गाथा २८० के भावार्थ मे आया है - 
"आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना 
कि आत्मा स्वय तो शुद्ध ही है, 'द्रव्यदृष्टि से अ्रपरिणमनस्वरूप 


दे | [| अहेयात्म॑ रत्नंत्रेयं 


है, पर्यायदृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादिख्प परिणमित 
होता है, इसलिये गअब ज्ञानी स्वग्र उन भावों का कर्त्ता नही 
होता, जो उदय आते है, उनका ज्ञाता ही है | अ्रहा | सम्यग्दृष्टि 
उसे कहते है कि जो व्यवहार-रत्नत्रयरूप राग का कर्त्ता या 
भोक्ता नही होता, क्योकि पर्याय में वह ज्ञानमावरूप परिणमित 
हो रहा है और द्रव्य अपरिणमतवस्वरूप है। यह परमात्मा के 
घर की बात है भाई ! 

ग्रहाहा | आत्मा अन्दर चिद्घन ध्र्‌ ववस्तु परिणमनरहित 
ग्ौर सदा एकरूप है, उसमे परिणमन ही नही है, श्ौर बदलने 
वाली विकारी या नितिकारी पर्याय एक समय का सत्‌ है। 
रागादि विकार रूप परिणाम भी जडकर्म की अपेक्षा बिना 
स्वतत्ररूप से अपने पटकारक से प्रगट होने वाले परिणाम है । 

कुछ लोग कहते है - कया कर्म से विकार नहीं होता ? 
यदि कर्म से विकार न हो तो वह स्वभाव हो जायगा । 

प्ररे भाई | कर्म तो बिचारे जइ-श्रजीव है, परद्रव्य है, 
ये तो स्वद्रव्य को छते भी नही | जब ऐसी वस्तु-स्थिति है तो 
प्रद्रव्य से स्वद्रव्य की विक्रारी पर्याय कंसे होगी ” नही होगी । 
“कर्म से विकार हुआ” यह तो निमित्त का ज्ञान कराने के 
लिए निमित्तप्रधान कथन है । 

मिथ्यात्वदि भावों को जीव स्वतत्ररूप से अपनी पर्याय 
मे उत्पन्न करता है। जंसे त्रिकाली जीवद्रव्य इनका कारण 
नही है, वेसे परद्रव्य - कर्म भी इनका कारण नही है। मिथ्यात्व- 
भाव का कर्त्ता मिथ्यात्व पर्याय है ! मिथ्यात्व की पर्याय कर्त्ता, 
मिथ्यात्व की पर्याय कर्म, मिथ्यात्व की पर्याय स्वयं साधन, 
मिथ्यात्व का परिणाम स्वय सप्रदान, मिथ्यात्व मे से मिथ्यात्व 
हुआ वह अपादान और मिथ्यात्व के आधार से मिथ्यात्व हुआ 
वह अ्रधिकरण, इसप्रकार मिथ्यात्व की विकारी पर्याय कर्त्ता- 


समयसार गांधा २२० ] |. पह 


कर्म आदि अपने षटकारक से स्वतत्रपने उत्पन्न होती है, इसे 
निर्ित्त की या कम के षटकारकों की कोई श्रपेक्षा नही है । 

देखो, जीव विकार की पर्याय को करे ऐसा, उसका 
स्वभाव नही है, क्योकि जीव में ऐसी कोई शक्ति नही जो 
विकार को करे | आत्मा में ज्ञान, दर्शन, आनन्द, अस्तित्व, 
वस्तुत्व, प्रभुत्व आदि अ्रनत-अनत शक्तियाँ मरी है, पर इसमे 
ऐसी कोई शक्ति नही जो विकार को उत्पन्न करे। शरक्तियाँ तो 
सब निर्मल ही निर्मल है । 

प्रश्न - पर्याय मे विकार तो होता है । 

उत्तर - हाँ पर्याय मे जो विकार होता है, वह अपने 
समय के पट्कारकरूप परिणमन से स्वतत्रपने होता है। जीव- 
द्रव्य उसका कारण नहीं है और निमित्त - कर्म भी इसका 
वास्तविक कारण नहीं है। पचास्तिकाय गाथा ६२ में यह बात 
आ्रायी है। लोगो को यह बात स्वीकार करना कठिन पडता है, 
परन्तु सत्य बात यही है । 

इसी तरह मोक्षमार्ग की जो पर्याय - सम्यग्दशेन-ज्ञान- 
चारित्ररूप तिर्मेल रत्नत्नय पर्याश्र निश्चय से अपने-ग्रपने काल 
में अपने षघट्कारक से उत्पन्न होती है, उसे परम पारिणामिक- 
भावलक्षण त्रिकाली शुद्ध द्रव्य-गुण को भी अपेक्षा नहीं है, और 
दया, दान, ब्रत,पूजा आदि व्यवहार-रत्तत्रय की भी अ्रपेक्षा नही 
है। वीतराग का मार्ग ऐसा सूक्ष्म है भाई ! राग की क्रिया 
करते-करते धर्म हो जाये, वीतराग के मार्ग मे ऐसा नही है। 
यह तो अज्ञानी लोगो द्वारा कल्पना करके खडी की हुई बात 
है। अरे ! लोगो ने मार्ग को भ्रष्ट कर दिया है। 

भाई मोक्ष का मार्ग भ्रर्थात्‌ सम्यग्द्शनादि निर्मल 
रत्नत्रय पर्याय स्वतत्रपने प्रगट हुई है, इसे त्रिकाली द्रव्य की 
अ्रपेक्षा नही है ओर बाह्य व्यवहार-कारको की अपेक्षा नही है । 


० | [ अध्यात्म रत्नत्रर्य 


सम्यग्दर्शन पर्याथ अपने षट्कारक से स्वतत्र उत्पन्न हुई है। 
सम्यग्दशेन का कर्त्ता सम्यग्द्शन पर्याय स्वयं है, इसका कम भी 
वही पर्याय है, इसका साधन, सप्रदान, अपादान और अधिकरण 
भी वह पर्याय स्त्रय ही है। अहो ! सतो ने आढतिया होकर 
सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही हुई बात जगत के समक्ष जाहिर 
की है। 

अहाहा ! आत्मा शुद्ध-पारिणामिकभावरूप सहजानद 
प्रभु, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनद, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता आदि 
पूर्ण शक्तियों से भरा हुआ पूर्णानन्‍न्द्धन भगवान है। उसका 
अवलबन करने वाली श्रर्थात्‌ उसे विषय करने वाली उपशमा दि- 
भावत्रयरूप यह भावना समस्त रागादि से रहित है। देखो, 
क्या कहा ? जिसे आ्रागम भाषा से उपशुम, क्षयोपश्यम, क्षायिक- 
भावत्रयरूप कहा और अध्यात्म भाषा से “शुद्धात्माभिमुख 
“जुद्घोपयोग इत्यादि पर्यायसज्ञा दी है - ऐसी सम्यग्दशेन-ज्ञान- 
चारित्ररूप निर्मल रत्नत्रयभावना शुद्धपारिणामिक भाव का 
ग्रवलबन करने वाली है और समस्त रागादि से रहित है । 

यह टीका करनेवाले जयसेनाचार्यदेव, चग्न दिगम्बर सत 
थे, वे प्रन्तर मे आत्वा के प्रचुर आनदरस का स्वाद निरन्तर 
लेते रहते थे, वन मे निवास -करते थे । नौ सौ वर्ष पहले उन्होंने 
यह टीका बनाई है। टीका में वे कहते है - भगवान आत्मा 
त्रिकाल चिदानदघन, नित्यानद प्रभु है, इसके झ्राश्नय से - इसके 
ग्रवलबन से - इसके लक्ष्य से जो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप 
निर्मल मोक्षमार्ग पर्याय प्रगट होती है, वह भावनारूप पर्ग्राय 
उपशमादि भावत्रग्मरूप है । यहाँ चौथे, पाँचवे और छठवे गुण- 
स्थान के क्षायिक्रभाव की बात है, केव्रली भगवात के क्षाविक- 
भाव को बात नही है । चोथे गुणस्थान में भी क्षायिकसम्यक्त्व 
प्रगट होता है, उसकी यहाँ बात है । 


सैमयर्सार गाथा ३२०- ] [| &€१ 


5८ 


श्रेशिक राजा को क्षायिक सम्यकत्व था, उन्होने तीथे- 
कर नामकर्म बाघा था, परन्तु पूर्व मे नरकगति की श्रायु बंध गई 
थी इसलिये योग्यतावश नरक के सयोग मे गये है, परन्तु उन्हे 
राग से भिन्न पूर्णानदस्वरूप निज-परमत्माद्रव्य का अन्दर में भान 
है, और साथ मे आनद का वेदन भी है। शोलपाहुड मे आता 
है कि धर्मी जीव को नरकगति में भी शील है। अहाहा | 
जिसने पूर्णानद के नाथ को अन्दर में खोजकर प्राप्त किया और 
सम्पारदर्शन-ज्ञान प्रगट किया, उसे स्वरूपाचरणरूप स्थिरता भी 
होती ही है। अपने स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप का ज्ञान और 
स्वरूप का आचरण -ये तीनो मिलकर शील कहलाते हैं । 
शील अर्थात्‌ मात्र शरीर से ब्रह्मचर्य पालना नही है, क्योकि यह 
तो भ्रकेली राग की क्रिया है, जबकि स्वरूप के श्रद्धान-ज्ञान- 
चारित्ररूप शील तो राग से भिन्न है। मार्ग तो ऐसा है भाई ! 

शुभराग मे जितता अशुभराग टला वह शुद्धता है - 
ऐसा कहना यथार्थ नही है | सम्यग्दशन और आत्मा का अनुभव 
होने के बाद शुभराग आता है, उसमे श्रशुभराग टठलता है। 
सम्पादर्शन के बाद शेष रहने वाले शुभ राग का क्रमश अभाव 
होते हुए पूर्ण अभाव होने पर मोक्ष प्रगट होता है । शुभराग 
रहे और मोक्ष प्रगट हो, ऐसा नहीं बनता । बापू ! शुभराग तो 
बंध का ही कारण है । 

इन उपशमादि तीनो भावों को समस्त रागादि रहित 
कहा है । भाई | राग का कोई भी अ्रश मोक्ष का मार्ग नही हो 
पकता । जिस भाव से तीथेड्धूर प्रकृति बधती है वह भाव भी 
राग है और बध का ही कारण है । वह राग उपशम, क्षयोप- 
रम या क्षायिकभावरूप नही है। वह शुभराग है, उदयभाव है, 


बंध परिणाम है, जबकि उपशमादि भावत्रय मोक्षमार्गरूप है, 
अवधरूप हैं । 


६२ ]) [ श्रध्यात्म रत्नरत्र॑य 


देखो, सोलह कारण भावना सम्यग्दृष्टि को ही होती 
है, अ्रज्ञाती को नही होती । सम्यरृष्टि धर्मात्मा को षोड्श- 
कारण भावनाओ्रो का राग आता है, पर वह बध का ही कारण 
है, वह कोई अब परिणाम नही । यहाँ तो य्रह चोखी बात हे 
कि भावत्रयस्वरूप मोक्ष का मार्ग समस्त रागादि से रहित हे । 


प्रश्त - धर्मी पुरुष के उपशमभादिभाव के समय भी राग 
तो होता है, तो उसे समस्त राग्रादि रहित कंसे कहा है ? 


उत्तर - भाई | उपशमादि निर्मल भाव तो रागरहित 
'ही है, उस काल में धर्मी को राग भले हो, पर वह तो उप- 
शमादि से भिन्न उदयभावरूप है, वह राग उपज्ञमादिभावों में 
नहीं समाता । आशिक शुद्धता और आशिक राग दोनो एक- 
साथ होने पर भी दोनो भिन्न-भिन्न है। वहाँ उपशमादिभाव 
मोक्ष का कारण है और जो रागाग है, वह बध का ही कारण 
है, वह मोक्ष का कारण जरा भी नही है। इसप्रकार मोक्ष 
का कारण जो उपशमादि निर्मल भाव है, वह समस्त राग- 
रहित ही है । 
त्रिकालभावरूप शुद्ध-द्रव्य और उसका अ्वलम्बन करके 
प्रगट होने वाली भावनारूप परिणति - ये दोनो शुद्ध है, पवित्र 
हैं। जंसे त्रिकाली शत्रूव आत्मद्रव्य मे राग नही है, वेसे उसमे 
भुकी हुई परिणति में भी राग नही है | अ्रहा ' जिसमे शुद्ध 
चेतन्यभाव का भवन (परिणमन) हुग्ना हो, शुद्धात्मा की ऐसी 
भावना परम अमृतस्वरूप है। ऐसी भांवनारूप परिणति घौथे 
गुणस्थान से शुरू होती है। उप्रशमादि तीनो भाव चौथे ग्रुण- 
स्थान में भी होते हैं। सम्ग्रकत्व प्रगट होने के काल में तथा 
उसके बाद भी जितनी शुद्ध परिणति हुई है, उसका नाम 
“भावना” है और वह मोक्ष का साधन है । 


प्मयसार गाथा ३२० ] [ ६३ 


जो लोग कहते है कि, चौथे गुणस्थान मे शुद्धोपयोग 
होता ही नही, उन्हे सम्यक्त्व क्या चीज है ” भगवान का मार्ग 
क्या है - इसकी खबर ही नही है। भाई | शुद्धोपयोग बिना 
अकेले राग से तू मोक्षमाग मान ले परन्तु, वह वीतराग का मार्ग 
नही है । चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यर्दर्शन शुद्धो पयोगपूर्वक 
ही होता हैं - यह सिद्धान्त है | शुभराग द्वारा सम्यग्दर्शन हो - 
ऐसा कभी होता ही नही । शुद्धात्मभावना शुद्धद्रव्य का अवलबन 
करने वाली है, राग का नही । राग में ये ताकत नहीं कि वह 
शुद्ध दृत्य को भा सके। राग की मन्दता द्वारा अन्त प्रवेश 
करना शक्‍य ही नही तो उससे सम्यग्दशनादि कंसे हो सकता 
है ? नही हो सकता । भाई ! वीतराग का मार्ग तो रागरहित 
ही है। 

भगवान आत्मा निजस्वरूप प्रभु है। श्राता है न कि- 

जिन सो हो है श्रात्मा, प्रन्य सो हो है कर्म । 
इसी वचन से ससभझले, जिन प्रवचन का सं ।। 

यह श्रात्मा सदा जिनस्वरूप - वीतरागस्वरूप - परमात्म- 
स्वरूप ही है । यदि आत्मा स्वय वीतरागस्वरूप न हो तो पर्याय 
से वीतरागता आएगी कहाँ से ? भगवान ग्ररहन्तदेव को 
वीतरागता और केवलज्ञान प्रगट हुआ, वह शुद्धात्मभावना 
की पूर्णता द्वारा प्रगठ हुआ है। मोक्षमार्ग रूप शुद्धात्ममावना 
समस्त रागादि से रहित है, राग का-विकल्प का अ्श भी 
इसमे नहीं समाता । 

देखो, यह सस्क्ृत टीका नौ सौ वर्ष पहले श्री जयसेना- 
चार्यदेव ने रची है। इसमे ऐसी चोखी बात की है कि तीनभाव 
जप ुड़ात्म भावता समस्त रागादि रहित होने के कारण शुद्ध- 
उपादाव कारणभूत होने से मोक्ष का कारण है। भाई | चौथे 
गुणस्थान मे भी जो निर्मल सम्यग्दशैन-ज्ञान-चा रित्र का परिणाम 


६४] [ शध्यात्म रत्नत्रय 


प्रगट हुआ है, वह रागादि रहित परिणाम है । यह तो जिनेश्वर- 
जिनचन्द भगवान सर्वेज्ञ परमात्मा के घर की बात है। बाप 
अं सीमन्धर परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में तीर्थडूवर पद में 
वर्तमान में विराजते है, उनकी दिव्यध्वनि के सार रूप यह बात 
है। अरहो | दिगम्बर सन्‍्तो ने इसमे तो केवलज्ञान का कक्‍का 
(प्रारम्भिक उपाय) बताया है । 

यहाँ कहते है - यह भावना जो तीनभावरूप है वह 
समस्त रागादि रहित होने के कारण शुद्ध-उपादान कारणभूत 
होने से मोक्ष का कारण है। यहाँ पर्यायरूप शुद्ध-उपादान की 
बात है। त्रिकाली शुद्ध-उपादान कि जो शुद्ध-द्रव्याथिकनय का 
विषय है, उसकी बात तो पहले श्रा गई है। यहाँ पर्थाय के 
शुद्ध-उपादान की बात है। 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक - ये तीनो वीतरागी 
निर्मेल पर्याये है। वह वीतरागी पर्याय समस्त रागादि से रहित 
शुद्ध-उपादान कारणभूत है, इसलिए मोक्ष का कारण है। 
ग्रहा | निर्मल पर्याय स्वय हो शुद्ध-उपादान कारणभ्रृत है । 
क्या कहा ? यह पर्याय स्वय ही स्वय का उपादान कारण है । 
ग्रहो ' यह तो कोई अलौकिक शोेली से बात है। ऐसी बात 
भगवान केवली के मार्ग के धिवा श्रन्यत्र कही नही है । 

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप _ निर्मेल पर्याश् का 'विषय 
त्रिकाली द्रव्य है। वततमान भावनारूप जो निर्मेल पर्याय वह 
शुद्ध त्रिकाली को अवलबती है। धर्म की दशा और मोक्ष की 
दशा शुद्ध पारिणामिकभावस्वरूप त्रिकाली (द्रव्य) का अवलबन 
करती है, वह राग का अवलबन नही करती तथा वतंमान पर्याय 
का भी ग्रवलबन नहीं करती । निर्मल पर्याय का विषय पर्याय 
नही है! प्रम्यग्दर्शन की पर्याय त्रिकाली को अवलबती हुई 
अपने पट्कारक से स्वतत्रपने प्रगट होती है। यह तो अनुपम 


समयसार गाथा ३२० ] हु [ ६४५ 


ग्रमुत है भाई | अहो ! आचायदेव ने इस पचमकाल मे ब्रमृत 
बरसाया है । 


देखो, नियमसार मे आचार्यदेव ने ऐसा कहा है कि, 
उपशम, क्षयोपशम और क्षायिकभाव जो निर्मल वीतरागी धर्म 
की पर्याय है, उसे हम परद्रव्य कहते है | अरहाहा | वह परभाव 
है, परद्वव्य है और इसलिये हेय है - ऐसा वहाँ कहा है । क्या 
कहा ? व्यवहार-रत्नत्रय का राग तो हेय है ही, पर शुद्ध श्रात्म- 
द्रव्य की दुष्टि होने पर जिसमे अतीन्‍न्द्रिय ग्रानद का स्वाद 
आ्राता है, वह मोक्षमार्ग की निर्मेल पर्याय भी त्रिकाली द्रव्य की 
दृष्टि से प्रभाव है, परद्रव्य है श्रौर इसलिये हेय है, अर्थात्‌ वह 
पर्याय भी अवलबन योग्य नही है। ग्रह्महा ! निर्मल पर्याय को 
उस पर्याय का अवलबन नही है। जंसे राग आश्रय योग्य नही 
है, वेसे निर्मल पर्याय भी आश्रय योग्य नही है । 


अरे भाई | तू दुखी होकर चारगति मे रखड़ता हुआा 
जन्म-मरण कर रहा है। चारों गतियो मे तुझे जो भिथ्यात्व 
का भाव हुआ वह ससार है, भ्रन्य वस्तु, स्त्री-पुत्र, कुटुम्ब- 
कबीला वगैरह कोई ससार नही है। राग के साथ एकत्वबुद्धि 
रूप मिथ्यात्व का भाव ही ससार है । बापू । तूने स्त्रो-पुत्र, छोडे, 
दूकान वगेरह छोडी, इसलिये ससार छोडा - ऐसा तू मानता 
है, पर यह मान्यता मिथ्या है। मिथ्यात्व के छोडे बिना समार 
कभी छूटता ही नही है । ऐसे तो श्रवतकाल में प्रततंबार नग्न 
दिगम्बर सुनि हुप्रा, पर इससे क्या ? छहढाला मे श्राता है- 


मुनिन्नत धार श्रनंतबार, ग्रीवक उपजायो । 
पे निज भ्रातभज्ञान बिना, सुख लेश न पायो । 


ऐसी बात कडक लगतो है, इसलिये लोग विरोध करते 
हैं, पर भाई | तीन काल में कभी फिरे नहीं ऐसी यह परम 


६६ ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


सत्य बात है । विरोध करो तो करो, पर तेरे ऐसे परिणाम से 
तुझे बहुत नुकसान होगा । 


व्यवहार-रत्नत्रय मोक्षमार्ग है ही नही, वास्तव मे वह 
बध का ही कारण है | मोक्षमार्ग दो नही, इसका निरूपण दो 
प्रकार से है। निश्चय से मोक्ष का मार्ग तो समस्त रागादि से 
रहित है और वह शुद्ध-उपादानका रणभृत है । राग मोक्षमार्गं 
भी नही, और उसका कारण भी नहीं है । 

समाधितत्र श्लोक ६१ के विशेष अर्थ मे लिखा है कि 
निमित्त होने पर भी, निमित्त से निरपेक्ष उपादान का परिण- 
मन होता है । जयघवल पृष्ठ ११७, पुस्तक सात में लिखा है - 

वज्भका रण-नि रपेक्खो बत्थुपरिणामो । 

वस्तु का परिणाम बाह्य कारण से निरपेक्ष होता है । 
यहाँ यह बात समभने के लिये दुृष्टान्त देते हैं । 

देखो, दशमे गुणस्थान मे लोभ का परिणाम एक है, 
तो भी कर्मों की स्थिति मे फेर पडता है। निमित्तरूप से लाभ 
का एक ही परिणाम होने पर भी किसी कर्म की स्थिति आठ 
मुहुर्त की और किसी की स्थिति अन्तरमुह्॒तें की पडती है । 
इसका कारण क्या ? नीचे के ग्रुणस्थानो मे भी ऐसा है, यहाँ 
तो लोभ के अन्तिम परिणाम की बात करते है । लोभ का 
एक ही परिणाम निमित्त कारण होने पर भी कर्म के स्थिति- 
बन्ध मे फेर पडता है। नाम और गोत्रकर्म की स्थिति श्राठ 
मुहर्त की बन्धती है, जबकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म 
की स्थिति का बन्ध अन्तरमुह॒ते का पडता है। ऐसा क्यो ? तो 
कहते है - वह स्थितिबन्ध की पर्याय स्वतनत्र है, उसे कोई 
बाह्य कारण की अपेक्षा नही है भ्रर्थात्‌ वस्तु का परिणाम बाह्य 
कारण से निरपेक्ष होता है । 


समयसार गाथा ३२० ] [ ६७ 


हम तो यह बात बहुत समय से कहते है । किसी कर्में 
की प्रकृति में परमाणु कम आते है, तो किसी कर्म की प्रकृति 
में परमाणु अ्रधिक श्राते है। वहाँ मिथ्यात्व और रागादि 
परिणाम तो एक ही है, तो भी ऐसा बनता है, उसका क्या ? 
बस यही कि वस्तु के परिणाम बाह्य कारण से निरपेक्ष है । 
प्रत्येक कार्य श्रतरग कारण से ही होता है, उसे बाह्य कारणों 
की अपेक्षा है ही नही । अहाहा ! मोक्ष का मार्ग जो अ्रदर 
प्रगट होता है उसे बाह्य कारण की - व्यवहाररत्नत्रय कौ 
कोई अपेक्षा नही, मोक्षमार्ग की पर्याय शुद्धउपादानका रखभूत 
है । अहो ! सर्वज्ञ के मार्यपर चलनेवालो ने सर्वज्ञ होने की ऐसी 
अलौकिक बात की है। जिसका परम भाग्य हो उसे यह बात 
सुनने मिलती है । 


अहाहा ! शुद्ध एक ज्ञायकस्वभाव को अवलबने वाली 
भावना रागादि रहित होने से शुद्ध उपादान कारणभूत होने 
से मोक्ष के कारणरूप हैं। उस भावना को बाह्य कारण 
की - व्यवहारकारण की श्रपेक्षा नहीं है। यह बात सुनकर 
केवल व्यवहार के पक्षवाले कहते है - निश्चय और व्यवहार -- 
ऐसे दो मोक्षमार्ग है । 


अरे भाई तुझे खबर नहीं भगवान । निश्चय मोक्ष- 
मार्ग एक ही सत्यार्थ मोक्षमार्ग है, व्यवहार मोक्षमार्ग वास्तविक 
मार्ग नही, वह तो उपचारमात्र है। वास्तव मे तो वह राग 
है, बध का कारण है। व्यवहारमोक्ष मार्ग को ही सत्यार्थे 
मोक्षमार्ग मानकर अनतकाल से तू रखड़ने के मार्ग पर चढ 
गया है। मार्ग का यथार्थ स्वरूप समझे बिना एकेन्द्रिय आदि 
5 हा “अनत अवतार घारण करके तू हैरान हो गया 

प्रभु ! 


€े८ ] | अध्यात्म रत्नत्रय 


विक्रम सम्बत्‌ू १६९८० में एकबार बोटाद मे हमने 
व्याख्यान भे कहा था कि जिस भाव से तीर्थंड्वर गोत्र बधता 
है वह भाव भी धर्म नही है - यह बात स्वीकार करना बहुत 
कठिन है तो भी लोग सुनते थे, क्योकि उन्हें हमारे ऊपर 
विश्वास था । उस समय व्याख्यान में पद्रहसों - पद्रहसों लोग 
आते थे। तब हम स्थानकवासी सम्प्रदाय मे थे । इस देह की 
उम्र कम थी। बाहर मे नाम बहुत प्रसिद्ध था न ? इसलिए 
हजारो लोग आते थे । तब हमने यह बात कही थी कि तीथ्थ॑डूर 
प्रकृति का बध सम्यर्दृष्टि को ही होता है, अ्रज्ञानी को नहीं 
होता, तो भी तीर्थंड्भूर प्रकृति का कारणभूत परिणाम धर्म नही 
है। अहाहा ! जिस भाव से बध हो, वह भाव धर्म या धर्म 
का कारण कंसे हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई! 
मुनिराज को होनेवाला पचमहान्नत का परिणाम राग है, 
इसलिए वह श्राखवभाव है, बध का कारण है। यह बात 
सुनकर बहुत से लोगो को खलबलाहठ हो जाती है, पर भाई ! 
यह त्रिलोकनाथ जंन परमेश्वर की वाणी मे श्राई हुई परम 
सत्य बात है । 
ज्ञानी को शुभभाव श्राता जरूर है, जिसे आत्मन्नान 
और स्वानुभव प्रगट हुआ है, उसे क्रम से श्रागे बढाते हुए बीच 
मे यथायोग्य शुभभाव श्राता है, पर इससे धर्म होता है - ऐसा 
नही है। धर्म तो रागरहित शुद्धउ॒पादानकारणभूत है। शुभ- 
भाव छोडकर अन्दर पआआत्मानुभव मे स्थिरता हो, तब झाये- 
श्रागे के गुणस्थान प्रगट होते है। साधक को 'बीच मे भूमिका 
योग्य व्यवहार आता जरूर है, पर उसके लिए वह हेय है । 
नियमंसार मे तो मोक्षमार्ग की पर्याय को भी कहा है, 
क्योकि वंह श्राश्रय योग्य नही है | वस्तुस्थिति ही ऐसी है बापू, 
किसी की कल्पना से वस्तुस्थिति नहीं बदलती। श्रहाहा ' 


समयसार गाथा ३२० |] [ €& 


चिदानंदघन प्रभु अन्दर त्रिकाली सत्वस्तु है, उसके लक्ष्य से - 
उसके आ्राश्नय से - उसके अवलबन से जो शुद्धात्मभावना प्रगट 
होती है, वह सर्वेथा रागरहित है भ्रौर शुद्धउपादानकारणभूत 
है। यह बात संप्रदाय बुद्धिवालो को (पक्षवालों को) कठिन 
पडती है, पर क्या करे ? फिर भी अब तो लाखों लोग इस 
बात को समभने लगे है । 

जिसे यह बात नही बेठती वे कहते है कि, ब्रत लो, 
प्रतिमा धारण करो, इससे धर्म हो जायेगा। पर भाई ! 
सम्यग्दशन बिना प्रतिमा होगी कहाँ से ? श्रभी सम्यक्त्व दशा 
केंसी होती है, और वह कसे प्रगठो ”? जिसे इसकी भी खबर 
नही, उसे प्रतिमा कसी ? उसे ब्रत कंसे ? यहाँ तो एकदम 

सच्ची बात है कि मोक्षमार्ग की भावनारूप पर्याय रागरहित 

शुद्ध-उपादानका रणभूत है अर्थात्‌ वह प्रतिमा आदि की अपेक्षा 
रहित है । 

कुछ लोग कहते है - कार्य उपादान से भी होता है और 
निमित्त से भी होता है, परन्तु भाई ! यह बात यथार्थ नही है । 
दो कारणों से काये होता है - ऐसा शास्त्र मे श्राता है। निमित्त 
का ज्ञान कराने के लिये उपचार से दूसरी चोज को कारण 
कहा है, पर वह सत्याथ कारण नही है, सत्याथे कारण तो 
एक उपादान कारण है। इसप्रकार मोक्ष का मार्ग और उसका 
कारण एक ही प्रकार का है। | 

चिद्विलास में प. दीपचदजी ने बहुत सरस बात कही 
है। वे कहते है - पर्याय का कारण पर्याय ही है। गुण बिना 
ही (ग्रुण की अपेक्षा बिना ही), पर्याय की सत्ता पर्याय का 
कारण है, पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। जिन प्रदेशों 


में पर्याय उत्पन्न होती है, वे प्रदेश पर्याय के कारण हैं, ध्व के 
प्रदेश नही । हु 


१०० ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


देखो, आत्मा के पाच भावों मे कौन सा भाव मोक्ष का 
कारण है ? यह बात चलती है। एक शुद्ध चेतनन्‍्य स्वभाव की 
भावना से प्रगठ हुए श्रोपशमिकादि तीन भाव मोक्ष के कारण 
है, भर वे तीनो भाव रागादि रहित शुद्ध हैं। राग औदयिक 
भाव है शोर वह मोक्ष का कारण नही है। इसप्रकार अ्रस्ति - 
तास्तिरूप मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा। ऐसे मोक्षमार्ग की 
शुरूग,्रात चोथे गुणस्थान से होतो है। शुद्ध-श्रात्मद्रव्य का 
ग्रवलबन चौथे गुणस्थान से ही शुरू होता है। वहाँ जितना 
शुद्धात्मा का अवलबन है, उतनी शुद्धता है और उस शुद्धता 
को ही उपशमादि भावत्रय कहते है। उदयभाव - रागभाव तो 
इससे बाहर ही है । 

प्रश्त - परन्तु उपशमादि भावों के काल में राग 
होता है न ? 

उत्तर - हाँ, होता है न ? उस काल मे राग हो, पर 
इससे क्या ? सारी दुनिया है, पर जिसप्रकार ज्ञान इनसे जुदा 
है श्रोर इनका कर्त्ता नही है, उसीप्रकार ज्ञान राग का भी कर्त्ता 
नही और भोक्ता नही है, मात्र जानता ही है। भाई समकिती 
(सम्यरदृष्टि) के सम्यक्त्वादि निर्मेल भाव राग से मुक्त ही है, 
भिन्न ही हैं। भ्रहो । भगवान आत्मा तो राग से भिन्न है ही, 
झौर परिणति स्वाभिमुख हुई तो वह भी राग से भिन्न ही हुई । 
भाई | राग, राग में हो, पर राग ज्ञान मे नही है, , क्योकि 
ज्ञान ने राग को ग्रहण ही नही किया'। राग ज्ञान मे जाना गया 
है, परन्तु मैं राग रूप हूँ इसश्रकार ज्ञान वे राग को पकडा 
नही है। मैं तो ज्ञान हूँ - इसप्रकार ज्ञान अपने को ज्ञानरूप 
ही बेदता है। ऐसे वेदन के साथ में आनद है, पर इसमें, राग 


नही है । 


समयसार गाथा ३२० | [| ६१०१ 


अ्ररे जीव ! मोक्ष के कारणरूप तेरी निर्मलदशा कसी 
होती है, उसे देख तो सही ! स्वरूप सपदा को देखनेपर वह 
प्रगट होती है । मोक्ष के कारणरूप वह दक्षा- 


१. एक शुद्ध परम स्वभाव भाव का ही अवलबन करने- 
वाली है, पर का और राग का अबलंबन करने वाली नही है । 


२ देह, मन, वचन श्रादि जगत के सर्व अन्य पदार्थों 
से भिन्न है । 


३ पुण्य-पाप श्रादि भावकर्म से भी भिन्न है। उसमें 
राग का एक कण भी नही समाता । 


४. शुद्ध-उपादान कारणभूत है । 


ग्रहा | मोक्ष के कारणरूप वह दक्ा स्वरूप के श्रद्धान - 
ज्ञान - रमणता आदि निज भावो से भरपूर है। समकिती की 
स्वावलबन से प्रगटी चेंतन्‍्यसपदा के श्रगे जगत की जडसपदा 
की कुछ कीमत नहीं है, क्योकि पुण्य के अधीन यह सम्पदा 
परम - सुखमय मोक्ष देने मे समर्थ नही है । ह 


बापू | वीतराग का मार्ग राग से सदा ही भिन्न है। 
चौथे गुरणस्थान मे शुद्धता का जो अल्प अज्ञ प्रगट हुप्ना, उसमे 
भी राग का अभाव ही है। शुद्धता मे राग नही और राग में 
शुद्धता नही, दोनों की जाति भिन्न है। सम्यग्दृष्टि के द्रव्य में 
राग नही, गुण मे राग नहीं, और जो निर्मल परिणति हुई 
उसमे भी राग नही है । इसप्रकार उसके द्रव्य-गुरण-पर्याय तीनों 
ही रागरहित शुद्ध वर्तेते है। श्रभेद एक “शुद्ध” की भावना से 
उन्हें, शुद्धता का परिणमन हुआ्ना करता है ऐसी शुद्धता की 
पूर्णता होना मोक्ष है, और' झ्राशिक शुद्धता मोक्षमार्ग है। 
श्रीमद्‌ ने कहा है - 


१०२ |] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


“मोक्ष कह्यो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ” 

श्रात्मा की शुद्धता को मोक्ष कहा है. उसे प्राप्त करना 
ही मोक्ष का मार्ग है। इसप्रकार कारण - कार्य एक जाति के 
ही होते है। शुभराग कारण होकर श्रशुद्ध कार्य को ही करता 
है, पर वह शुद्ध कार्य को करे - ऐसा कभी नही होता | शुद्ध 
कार्य का कारण तो शुद्ध ही होता है, रागरहित ही होता है। 
ऐसा वस्तुस्वरूप होने पर भी कोई बाह्य में होनेवाली जड़ की 
क्रियाश्रो को मोक्ष का कारण माने तो यह उसकी निरी 
मृढता ही है । 

समकिती को स्व-श्राश्रय से जितनी शुद्ध-उपादानरूप 
परिणति हुई है उतना मोक्ष का कारण है। थ्र्‌ वभावरूप, 
श्रक्रिय त्रिकाली शुद्ध-द्रव्य मोक्ष का कारण नही होता, तथा 
शुद्ध-द्रव्य से विमुखरूप वर्तते भाव भी मोक्ष के कारण नही 
होते, शुद्ध-द्रव्य के सन्‍्मुख होकर वतेते निर्मेलभाव ही मोक्ष के 
कारण होते हैं । इसप्रकार यहाँ पर्याय मे कारण-कार्यपना कहा 
है। ऐसे तो उस-उस समय कोी पर्याय अपने-अपने समय मे 
शुद्ध-द्रव्य का अवलम्बन करके स्वय पूर्ण शुद्धरूप से प्रगट होती 
है, वह पूर्व पर्याय मे से नही आती । _पर पूर्वे मे इतनी शुद्धि- 
पूर्वक ही पूर्ण शुद्धता होती है इसलिये उनमे कारण-कार्यपना 
कहा, और उनसे विरुद्ध भावों का निषेध किया है। इसप्रकार 
किस भाव से मोक्ष साधा जाता है - यह बताया है । 

ग्औौपशमिकादि भावत्रयरूप शुद्धात्मभावना मोक्ष का 
कारण है, परन्तु शुद्ध-पारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नही 
है । यह बनिया माल लेने जाता है तो बुद्धि का प्रयोग करता 
है, मोल भाव कर करके माल खरीदता है, पर यहाँ धर्म की 
बात आए तो उसमे “जयनारायण” करे, हाँजी हाँ करे, यहाँ 
बुद्धि का प्रयोग नहीं करता । पर भाई यह तो त्रिलोकत्ाथ 


सर्मयसार गाथा ३९० ] [ १०३ 


जैत परमेश्वर सर्वज्षदेव की वाणी है। अभ्रहा ! जिनकी सभा में 
इन्द्र, मुनिराज और गणधर विराजते हो, नाग और बाघ भी 
जिनकी वाणी सुनते हों वह वाणी कसी होगी बापू ! दया 
करो, ब्रत पालो, भक्ति करो - ऐसी बातें तो कुभार भी करते 
है, इसमे क्या नया है ? पचास वर्ष पहले तो ऐसा रिवाज था 
कि श्रावशमास में कुभार अवा लगाना बन्द कर देता था, 
तेली घानी नही पेलता था | पर भाई ! यह धर्मरूप परिणाम 
नही है । 

मोक्ष का मार्गरूप निर्मल रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, 
परन्तु त्रिकाली शुद्ध-द्रव्य मोक्ष का कारण नही है। श्रह्महा ! 
चिदानन्दघन प्रभु भगवान आत्मा, जिसे कारण जीव, कारण 
प्रमात्मा कहते है, वह मोक्ष का कारण नही है। भाई जहाँ 
जिस पद्धति से बात हो, वहाँ उसे यथार्थ समभना चाहिए । 
यदि त्रिकाली भावरूप कारण परमात्मा मोक्ष का कारण हो तो 
मोक्षरूप काये सदा ही होना चाहिये, क्योंकि द्रव्य तो सेव 
विद्यमान है। परन्तु मोक्षरूप कार्य तो नया प्रगट होता है, 
इसलिये उसका कारण निकाली शुद्ध-द्रव्य नही, परल्तु पर्याय 
है। अहाहा ! कारण परमात्म द्रव्य सदा ही शुद्ध है, इसका 
भान करके पर्याय जब इसकी भावनारूप परिणमी, इसमें 
एकाकार होकर परिणमी, तब वह शुद्ध होकर मोक्ष का कारण 
हुई इसप्रकार मोक्ष का कारण पर्पाय है, शुद्ध द्रव्य नही । 

प्रश्न - आप कहते है कि कारण-परमात्मा प्रनादि से 
विद्यमान है, तो उसका कार्य क्यो नहीं होता ? कारण है तो 
उसका कार्य होना चाहिए न ? - 

समाधान - कारण परमात्मा तो त्रिकाल सत्‌ है। पर 
तूने इसका अ्रस्तित्व कहाँ माना है ? इसे स्वीकार किये बिना 
पर्याय मे इसका कार्य कहाँ से होगा ? जब पर्याय स्वाभिभुख 


१०४ | [ श्रध्यात्म रत्नंत्रय॑ 


होकर वर्तेती है, तब इसका कारये आता ही है। कार्ये तो 
पर्याय में झ्राता है, परन्तु स्वाभिमुख हो तब। इसप्रकार 
स्वाभिमुख पर्याय मोक्ष का कारण होती है, त्रिकाली शुद्ध- 
द्रव्य नही, क्योकि द्रव्य तो अक्रिय - अपरिणामी है । 
इसप्रकार मोक्ष का कारण दर्शाकर अब शक्तिरूप और 
व्यक्तिरूप मोक्ष की चर्चा करते है । 

“जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिस्मामिक है 
वह प्रथम से हो विद्यमान है। यह तो व्यक्तिरूप सोक्ष का 
विचार चलता है । 

भगवान श्रात्मा शुद्ध शक्तिरूप त्रिकाल मोक्षस्वरूप 
अबधस्वरूप है। समयसार गाथा १४-१५ मे श्रात्मा को 
“ग्रबद्धस्पृष्ट” कहा है। अबद्ध कहो या मुक्त कहो, एक ही 
बात है। भगवान शअ्रात्मा तो शक्तिरूप से, स्वभाव से 
त्रिकाल मोक्षस्वरूप प्रथम से ही विद्यमान है। इसका मोक्ष 
करना है - ऐसा नही है, यह त्रिकाल मोक्षस्वरूप ही है, प्रथम 
से ही मोक्षस्वरूप है । 

पन्द्रहवी गाथा में कहा है - जो कोई आत्मा को अबद्ध- 
स्पृष्ट देखता है वह सकल जिनशासन को देखता है। देखो, 
यह जेनधर्म ! भगवान आत्मा राग और कर्म के सबंध से रहित 
अबद्धस्पृष्ट है । ऐसे शुद्ध चिदानद भगवान का जिसने अन्तमु ख 
होकर अनुभव किया, वह सर्व जिनशासन को देखता है । वह 
जिनशासन बाह्य मे द्रव्यश्र्‌ त.तथा अ्रभ्यन्तर मे ज्ञानहूप भाव- 
श्र्‌ तवाला है श्रहा ! जिस पुरुष ने निज शुद्धोपयोग मे आत्मा- 
नुभव करके मोक्षमार्ग प्रगट किया उसने सकल जिनशासन 
देखा । यह जिनशासन एक वीतराग भावरूप है । 

वीतरागी सत, मुनिवर श्री जयसेनाचार्यदेव कहते है - 
मोक्ष के दो प्रकार हैं - एक शक्तिरूप मोक्ष और दूसरा व्यक्ति- 


समयसार गाथा ३२० ] [ १०४५ 


रूप मोक्ष । पर्याय मे परिणमन होकर आत्मा का व्यक्तिरूप में 
पूर्ण लाभ प्राप्त होना व्यक्तिरूप मोक्ष है और शुद्ध-पारिणामिक 
स्वभावरूप वस्तु त्रिकाल शक्तिरूप मोक्ष है। त्रिकाल परम 
स्वभाव भावरूप जो शक्तिरूप मोक्ष है, उसमे मोक्ष करना है - 
ऐसा नही है, क्योकि वह तो प्रथम से ही मोक्षस्वरूप है और 
उसका आश्रय करके परिपूर्ण स्वभावरूप प्रगट होने वाली पर्याय 
व्यक्तिरूप मोक्ष है। भाई ! फुरसत निकालकर इस तत्त्व का 
परिचय करना चाहिए, यह तो वीतराग का मार्ग है बापू ! 

यहाँ कहते है - त्रिकाल शुद्ध - पारिणामिकभाव शक्ति- 
रूप मोक्ष है, वह प्रथम से ही विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्ति- 
रूप मोक्ष का विचार चलता है। भ्रह्य | अनतज्ञान, अनतदशंन, 
ग्रततसुख और अनतवीये - ऐसा अ्रनत चतुष्टय व्यक्तिरूप मोक्ष 
है शोर वह मोक्षमार्ग की पर्याय से प्राप्त होता है। यह मोक्ष, 
द्रव्य से प्राप्त नही होता - ऐसा यहाँ कहना है। यह बात 
दुनियाँ को नहीं रुचेगी, परन्तु भाई ! पर्याय मे जो मोक्ष होता 
है वह मोक्षमार्ग के कारण से होता है, जैसे पर-पदार्थ उसका 
कारण नही है, वसे त्रिकाली द्रव्य भी उसका कारण नही है। 
वास्तव मे तो उस - उस पर्याय का शुद्ध-उपादान ही उस 
पर्याय का कारण है । 

यहाँ मोक्षमार्ग की पर्याय को मोक्ष का कारण कहा है, 
यह बात भी किसी श्रपेक्षा से है । मोक्षमार्ग की पर्याय का व्यय 
होकर मोक्ष की पर्याय प्रगट होती है - इस अपेक्षा से उसे मोक्ष 
का कारण कहा है । 

अहो | आचार्यदेव ने आत्मा का त्रिकाली ध्र्‌ वस्वभाव 
श्रौर इसके आश्रय से प्रगट होने वाला मोक्षमार्ग समफाकर अतर 
का खजाना खोल दिया है। हे भाई ! तेरा चेंतन्‍्य खजाना अदर 
मोक्षस्वभाव से भरपूर है। इसमें अ्रन्दर उतर कर जितना 


१०६ । [ श्रध्यात्म रर््त॑त्रय 


चाहिये उतना निकाल, सम्यर्दर्शन निकाल, सम्यग्ज्ञान निकाल, 
सम्यक्चारित्र निकाल, केवलज्ञान निकाल और मोक्ष निकाल । 
अहाहा | सदाकाल इसमे से पूर्ण ज्ञान और आनन्द लिया ही 
कर, तेरा खजाना घठे - ऐसा नही है। तेरा आत्मद्रव्य अ्रवि- 
ताशी अनन्त ग्रुणो से भरा हुआ सदा मोक्षस्वरूप ही है। ऐसे 
निज स्वभाव का ज्ञान-श्रद्धान हुआ उसे मोक्ष प्रगट होने मे 
क्या देर है ”? जिसने अन्तर मे शक्तिरूप मोक्ष देखा उसे मोक्ष 
का भरणाकार झा गया और उसे अल्पकाल मे ही व्यक्तिरूप 
मोक्ष होता है। वस्तु अर्थात्‌ श्र व श्रात्मद्रव्य शक्तिरूप मोक्ष 
त्रिकाल है, श्र उसके ग्राश्नय से व्यक्तिरूप मोक्ष नया प्रगंट 
होता है। पर्याय में मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व हो, बन्धन हो 
या मोक्ष हो, द्रव्यस्वभाव तो त्रिकाल मोक्षस्वरूप ही है, उसमे 
बन्धन नही, आवरण नही, अ्रशुद्धता नही और श्रल्पज्ञता भी 
नही है । अ्रह्महा ! वस्तु तो सदा परिपूर्ण ज्ञानचन, आनन्दघन 
मोक्षस्वरूप ही है। ऐसे निजस्वभाव का अन्तमु ख होकर भान 
करने वाले की पर्याय मे बन्धन टलकर पूर्ण शुद्ध मोक्षदशा 
प्रगट होने लगती है। श्रहो ! मोक्ष का मार्ग ऐसा श्रलौकिक है 
झ्औौर इसका नाम धर्म है। 

अ्रब कहते है - 'इसीप्रकार धिद्धान्त में कहा है कि 
“पिष्किय शुद्ध पारिणासिकः” श्रर्थात्‌ शुद्ध-पारिणासिक 
(भाव) निष्क्रिय है : 

देखो, यह विशेष स्पष्ट करते है कि पारिणामिक श्र्‌.व 
स्वभावभाव मोक्ष का कारण नही है क्योकि वह निष्क्रिय है । 
श्रहाहा | शुद्ध-पारिणामिक शुद्ध चेतना मात्र वस्तु में दृष्टि 
पडने पर जो निर्मल परिणमन होता है वह मोक्ष का कारण 
है, परन्तु शुद्ध पारिणामिक वस्तु मोक्ष का कारण नही है, 
क्योकि वह उत्पाद-व्यय रहित निष्क्रिय चीज है। इसमे वन्ध- 


छ 
समयसार गाथा ३२२० । [ १० 


मार्ग या मोक्षमार्ग की क्रियाये नहीं होती, ऐसी वह निष्क्रिय 
चीज है । यह बात सुक्ष्म है भाई ! 

प्रमार्थ वचनिका मे पं० श्री बनारसीदासजी ने कहा 
है कि “मोक्षमार्ग साधना व्यवहार और शुद्ध द्रव्य अक्रियरूप 
वह निश्चय है ।” तथा अन्त में वहाँ कहा है कि “यह बचनिका 
यथायोग्य सुमतिप्रमाण केवली वचनानुसार है । जो जीव यह 
सुनेगा, समभेगा, श्रद्धेगा उसे भाग्यानुसार कल्याणकारी 
होगी । 

देखो, इसमें क्या कहा ? कि मोक्षमार्ग साधना व्यवहार 
है। यह शुभराग रूप व्यवहार मोक्षमार्ग व्यवहार है - ऐसा 
नही कहा | भाई ! व्यवहार मोक्षमार्ग तो मार्ग ही नही है, 
यह तो उपचारमात्र, कथनमात्र है, वास्तव में तो यह राग- 
रूप होने से बन्धरूप ही है। यह तो सर्वेज्ञ परमात्मा से सिद्ध 
हुई बात है, यह कोई कल्पना की बात नही है । 

“मोक्षमार्ग साधना वह व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य 
अक्रिय वह निश्चय । इसमे शुद्ध द्रव्य को अक्रिय कहा है। 
अहा ! वस्तु त्रिकाली नित्यानन्द प्र्‌व प्रभु है, वह अक़िय है। 
जिसमे मोक्षमार्ग की अ्रथवा मोक्ष की पर्याय भी नहीं - ऐसी 
त्रिकाली धश्रूव वस्तु अक्िय है। इसे अक्रिय कहो या निष्क्रिय 
कहो - एक ही बात है। 

त्रिकाली द्रव्य सदा ध्रूव निष्क्रिय तत्त्व है। तथापि 
उसमे दृष्टि करने से, उसका आ्राश्नय करके परिणमित होने से, 
शुद्ध अरागी - वीतरागी परिणमन होता है, उसे सम्यर्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र कहते है | वह मोक्ष का मार्ग है। ऐसा मोक्षमार्गे 
साधना व्यवहार है। यह धर्मी का व्यवहार और धर्मी की 
क्रिया है। धर्मात्मा निर्मेलरत्वत्रयरूप सोक्षमार्ग को साधता है, 
वह कही व्यवहार-रत्तत्रय को (रागकों) नही साधता । 


(०८ ] [ भध्यात्म रत्नत्रय 


श्ररे | यह जीव चौरासी लाख योनियो मे दु खी होकर., 
भटक रहा है। कोई शुभभाव हो जाये तो पुण्योदयबश वह 
एकेन्द्रिय पर्याय से बाहर त्रसपर्याय मे आता है। एकेन्द्रिय 
पर्याय मे भी जीव को क्षण में शुभ और क्षण में श्रशुभ भाव 
निरन्तर हुआ करता है, पर मनुष्यगति मे आवे - ऐसा शुभ- 
भाव नही होता । मनुष्यपने में श्राये - ऐसा शुभभाव जीव को 
कभी-कभी होता है । भाई | पुण्योदयवश तुझे मनुष्यपन्ना मिला 
है । यदि इस अवसर में निज अन्त तत्त्व मोक्षस्वरूप आत्मवस्तु 
में जाये तो सम्यग्दर्शन हो, सम्यग्ज्ञान हो, सम्यकचारित्र हो, 
मोक्षमार्ग हो । पर अन्दर न जाये तो ? तो वह अवसर तो 
चला जा रहा है श्रौर एकेन्द्रिय पर्याय से बाहर आ्राये हुए अन्य 
जीव ज॑ंसे एकेन्द्रियादि मे चले जाते है वेसे तृ भी एकेन्द्रियादि 
में चला जायेगा । छहढाला में आता है न - 

जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग्दर्शन बिन दुःख पाय । 
तह॒ते चय थावर तन धरे, यो परिवतंन पूरे करे ॥। 

लोग तो बाह्य व्यवहार की- राग की (जड) क्रियाग्रो 
में धर्म मानते है और मनवाते है। एकबार खाना या उपवास 
करना, वह तपस्या है और वह तपस्या मोक्ष का कारण है - 
ऐसी मान्यता जगत में चलती है। अरे भगवान्‌ | यह तू 
क्या करता है ? तूने पूरा मार्ग विपरीत कर दिया प्रभु ! यहाँ 
तो दिगम्बर सन्त पुकार करके कहते है कि त्रिकाली सहजानद- 
स्वरूप अक्रिय आात्मवस्तु वह निश्चय है और उसके अवलम्बन 
से निर्मेल परिणशमनरूप मोक्षमार्ग साधना वह व्यवहार है। 
अहाहा | अक्िय शुद्ध द्रव्य वह निश्चय और उसके आ्राश्रय से 
मोक्षमार्ग साधना वह व्यवहार है | जेसी वस्तु है वेसी समझना 
पडेगी । बाहर के जवाहरात आदि के धन्धे कुछ काम आनेवाले 
नही है । उलठे इनकी एकत्वबुद्धि से परिणमित होने से कोग्ा, 


समंयत्तार गाथा ३२२० ] [ १०६ 


कुत्ता श्रादि की पर्यायों मे ससार-समुद्र में गोता खाता हुआ 
डूब मरेगा । 

कितने ही लोग कहते है कि आप किसी के साथ बात- 
चीत (वाद) क्‍यों नहीं करते ? क्‍या आपको यह मतभेद खड़ा 
रखना है ? 

अरे भाई ! तू यह क्या कहता है ? बापू | यह अध्यात्म 
की बात वाद-विवाद करने से समभ में आये - ऐसी नही है। यह 
तो अन्तर परिणमन से समझ मे आनेवाली चीज है। देखो न, 
समयसार गाथा ११ के भावार्थ मे प० श्री जयचन्दजी ने केसा 
सरस स्पष्टीकरण किया है - 

१. प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि- 
काल से ही है । 

२. श्र इसका उपदेश बहुध सर्व प्राणी परस्पर 
करते है। 

३. जिनवाणी मे व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का 
हस्तावलब (सहायक ) जानकर बहुत किया है । 

४. पर, इसका फल ससार ही है । 

व्यवहार करते-करते निश्चय होगा - ऐसा व्यवहार 
का पक्ष तो जीवों की अभ्रनादि से ही है। एक दूसरे को इसका 
उपदेश भी करते है कि ब्रत, तप, दान, भक्ति, पूजा इत्यादि 
करो - इससे परपरा. मोक्ष होगा, तथा शास्त्रों मे भी शुद्ध - 
नय का हस्तावलम्ब जानकर व्यवहार का उपदेश बहुत किया 
है, पर भाई ! इसका फल ससार ही है। तथा वहाँ कहा है - 

१. शुद्ध-नय का पक्ष तो कभी आया नही । 

२. और इसका उपदेश भी विरल है, कही-कही 
भ्ञाया है। 


06%] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


३ इसलिये उपकारी श्रीग्रुरु ने शुद्ध-नय के ग्रहण का 
फल मोक्ष जानकर इसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि - 

शुद्ध-नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका श्राश्रय करने 
से सम्यर्दृष्टि हो सकते है, इसे जाने बिना जहाँ तक जीव 
व्यवहार मे मग्न है, वहाँ तक आत्मा का ज्ञान-श्रद्धानरूप 
निश्चय सम्यक्त्व नही हो सकता । देखो, गृहस्थाश्रम मे रहने- 
वाले प. श्री जयचन्दजी ने ऐसा भावार्थ लिखा है । 


यहाँ जयसेनाचार्यदेव कहते है - सिद्धांत में ऐसा कहा 
है कि शुद्धपारिणामिक (भाव) निष्क्रिय है। निष्क्रिय का 
क्या श्रर्थ है ? वह कहते हैं - 

“४ (शुद्धपारिणासिकभाव) बध की कारखभूत जो क्रिया 
रागादि परिणति उसरूप नहीं होता श्रौर मोक्ष के कारणभूत 
जो क्रिया शुद्धभावना -- परिणति, उसरूप भो नहीं होता। 
इसलिये ऐसा जानने में प्लाता है कि शुद्ध पारिणासिकभाव 
ध्येयरूप है, ध्यानरूप नहीं ।” 

निष्क्रिय अर्थात्‌ क्‍या ? जडकी और पर की क्रिया 
रहित चीज, क्या इसका नाम निष्क्रिय है ? आत्मा शरीर 
श्रादि पर की क्रिया नही कर सकता इसलिये वह निष्क्रिय है ? 
नही, ऐसा नहीं है। भाई ! तू जरा घेये से सुन। बध के 
कारणभूत जो क्रिया अर्थात्‌ - रागादि सलिन भाव, उसरूप 
शुद्ध पारिणामिक नही है, इसलिए उसे निष्क्रिय कहते है। 
क्या कहा ? पुण्य-पाप का भाव बध के कारणरूप क्रिया है 
और उसका शुद्ध पारिणामिक में श्रभाव है, इसलिये उसे 
निष्क्रिय कहा है। वह क्रिया पर्याय मे तो है पर शुद्ध द्रव्य वस्तु 
मे उसका अ्रभाव है, इसलिये शुद्ध द्रव्य वस्तु निष्क्रिय है। 


भाई | यह जेनतत्व बहुत सूक्ष्म है। 


ममथसार गाथा ३२० ] [ १११ 


लोक मे तो धर्म के नाम पर अन्‍न्य मिथ्या मान्यताएँ 
चलती है। चलती हैं तो चले, पर इनसे ससार मे रखडने का 
अन्त नहीं आयेगा। यहाँ तो सच्ची बात हैं कि निश्चय - 
सम्यग्दणन का ध्येय जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, वह रागरूप क्रिया 
की परिणति से भिन्न है अर्थात्‌ राग की किसी क्रिया से वह प्राप्त 
हो - ऐसा नही है । जैतकुल मे जन्म लेनेवाले को भी इस वात 
की खबर नही है । एकबार एक त्यागीजी प्रवचन सुतने आये । 
वे कहते थे कि ऐसी वात की हमे खबर नहीं थी, हमारी सब 
क्रियाये व्यर्थ गई । 
देखो, त्रिकाली शुद्ध-पारिणामिकभाव निष्क्रिय है 
अर्थात्‌ क्या - इसकी वात चलती है। शुद्ध-पारिणामिकभाव, 
जेसे बध के कारणभूत (रागादि परिण॒ति) क्रियारूप नहीं 
होता, बसे मोक्ष के कारणभूत (निर्मेल, निविकार शुद्धभावना 
परिणत्ति) क्रियारूप भी नही होता, इसलिये वह निष्क्रिय है । 
श्रह्महा ( सम्परदर्शत का विपय जो ब्रिकालो शुद्ध द्रव्य है वह 
सम्यस्दर्भन की क्रियारूप नहीं होता । भाई ! यह तो त्रिलोक- 
नाथ जैव वीतरागी परमेश्वर की दिव्यध्वनि में श्राया हुआ 
अमृत है। भहो | समयसार, प्रवचनसार इत्यादि द्वारा आचार्य 
देव ने अमृत बरपाया है। 
बोलना, चलना, खाना, पोना, लिखना इत्यादि जड़ 
फी क्रियायें तो भगवान आत्मा में हैं हो नहीं, यहाँ तो कहते 
हू “- इसकी पर्याय में जो रायादि विकार की क्रिया होती है 
उस क्रियारूप भी शुद्धद्वव्य नहीं होता। प्रह्य | जो एक 
न्ायकभाव है वह तो वही है, वह कभी प्रमत्त - अप्रमत्तरूप 
नही हुआा। इसलिये तिकालो शुद्धन्वव्य अ्रक्रिप है। ग्रहों ! 
कोई धलोकिक पनी से बीतराबी सतो ने शुद्ध द्रब्यस्वभाव का 
रएस्‍्य सोना है। बापू ! ये तो अन्तर के निधान खोले हय 


११२ ] ह [ अध्यात्म रत्नत्रय 


यह तो पहले कहा जा चुका है कि शुद्ध-उपादानभूत 
शुद्ध-द्रव्याथिकनय से जीव कर्तु त्व - भोक्‍तृत्व से तथा बध-मोक्ष 
के कारण और परिणाम से शून्य है। बध और बध का 
कारण, मोक्ष और मोक्ष का कारण - ये चारो ही चीजे त्रिकाली 
शुद्ध-द्रव्य में नही है । 

दया, दान, ब्रत, तप के परिणाम बध के कारणरूप 
क्रिया है, ये आत्मद्रव्य मे नही है, और शुद्धभावना परिणति 
जो निर्मल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप है वह मोक्ष की कारण- 
रूप क्रिया है। वह भी आत्मद्रव्य में नहीं है इसलिये ऐपा 
जानने में आता है कि शुद्ध-पारिणामिकभाव ध्येयरूप हैं, 
घ्यानरूप नही है । है 

शुद्ध-पारिणामिकभावरूप त्रिकाली शुद्ध-द्रव्य नित्यानद 
चिदानन्द प्रभु ध्यान का ध्येय है, ध्यान नही । जिसमे निराकुल 
ग्रानन्द का स्वाद आये ऐसा निर्मल सम्यरदर्शन-ज्ञान-चारित्र 
प्रगट होने मे त्रिकाली शुद्ध चिन्मात्र वस्तु ध्येय है, ध्यानरूप 
नही, क्योकि त्रिकाली वस्तु अक्रिय है। भ्रब ध्येय क्या भर 
ध्यान क्या ? इसकी तो खबर नही और तेयार हो गये आसन 
लगाकर ध्यान करने, परन्तु इसंसे जरा भी ध्यान नहीं होने- 
वाला, सुत तो जरा ये तो सब मिथ्या क्रियाएं है । 

यहाँ कहते है - शुद्ध-पारिणासिकभावरूप चिन्मूर्ति 
प्रभ प्रात्मा ध्यान का ध्येय है, वह ध्यानरूप नहीं। पर्याय को 
कथचित्‌ द्रव्य से भिन्न कहा है न? यही बात यहाँ सिद्ध 


की है। 

ह त्रिकाली वस्तु शुद्ध चेंतन्‍्य का महा दरिया है। “शुद्ध 
चेतनासिधु हमारो रूप है” - ऐसा आता है न ? श्रनत-अ्रनत- 
अनत गुणो का एकरूप दल प्रभु झात्मा है। वह ध्येयरूप है, 
ध्यानरूप नही । सम्यग्दशन पर्याय ध्यानरूप है और त्रिकाली 


समयसार गाथा ३२० ] [ ११३ 


प्र॒व द्रव्य इसका ध्येय है । ध्यान तो ध्येय मे एकाग्र हुई पर्याय 
है, और ध्येय त्रिकाल श्र्‌ वस्वभाव है। ध्यान की पर्याय की 
ध्येय को ध्याती है तो भी जो ध्येय है, वह ध्यानरूप नहीं 
होता । अश्रहो | यह तो अलौकिक बात है । 
भगवान्‌ ! निज ध्येय को भूलकर अपनी नजर को तूने 
राग में रोक रखा है, इसलिये ध्येयहूप निज ज्ञानानद का 
दरिया तुझे नही दिखाता । तूने नजर को वर्तेमान पर्याय की 
रूचि में रोक दिया है, इसलिए अनत गुणनिधि शुद्धचेतना 
सिधु भगवान आत्मा तुझे भासित नहीं होता। अरे भाई ! 
ध्यानरूप पर्याय रागरहित निर्मेल भावरूप है और इसका ध्येय 
परमस्वभावभावरूप त्रिकाली शुद्ध-आत्मद्रव्य है । इसलिये रुचि 
को पलट दे और ध्रव स्वभाव में उपयोग को स्थिर करके 
उसका ध्यान कर। उपयोग को ध्येय मे एकाग्र करके ध्याने 
पर जो ध्यान प्रगट होगा उसमे शअतीन्‍न्द्रिय श्रानन्द की धारा 
उल्हसित होगी । 
वास्तव में तो पर तरफ ढली हुई ज्ञान की पर्याय में 
भी ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। यह बात आबचार्यदेव ने 
१७-१८ वी गाथा में कही है। ज्ञान की पर्याय स्वभाव का 
स्व-पर प्रकाश है, इसलिये वर्तमान ज्ञानपर्याय मे त्रिकाल 
परम-पारिणासिकभाव में स्थित वस्तु जानने मे आती है। 
भ्ज्ञानी के ज्ञान मे भी वह त्रिकाली द्रव्य जानने में श्राता है, 
पर उसको नजर इसके ऊपर नही है। दृष्टि का फेर है भाई ! 
थ्रूव की दृष्टि करने के बदले वह अपत्ती नजर पर्याय पर 
राग पर, निमित्त पर और बाहर के पदार्थो पर रखता है 
इसलिये उसे अन्दर का चेतन्यनिधान नही दिखता । 
अरे | पंसे-वंसे में बिल्कुल सुख नही है| बाप ! ये तो 
सब घूल के ढेर है। और इसका ध्यान करके परिणमित होना 


११४ ] [ श्रध्यात्म रत्नवय 


श्रकेला दुःख का ढेर है। पचमहात्रत का विकल्प भी राग है, 
दुख है, बन्ध का कारण है। तू इसे भ्रम से सवर मानकर 
सेवन करता है, पर आचार्यदेव ने इसे “तत्त्वार्थसृत्र” में श्रास्रव 
मे गिना है। भाई! आखब से तुझे लाभ है - ऐसी दृष्टि 
स्वरूप के श्रद्धान-ज्ञान होने में बाधक है । 


यहाँ कहते है - “शुद्ध-पारिणामिकभाव ध्येयरूप है, 
ध्येयकूप नहीं । किसलिये ”? कारण कि ध्यान विनश्वर है। 
और शुद्ध-पारिणामिकभाव तो अविनाशी है ।” 


देखा ? जो ध्यान है वह पर्याय है, श्रौपश्ममिकादिभाव- 
रूप है श्रौर वह पलट जाती है इसलिये ध्येयरूप नही है। 
ध्येयरूप तो एक शुद्ध-पारिणामिकभाव है, क्योकि वह अ्रवित- 
शवर है, नित्य है, शाश्वत है, श्रूव है, एकरूप है, वह ध्यान- 
रूप कंसे हो सकता है ? भाई ! यह सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र 
स्वरूप जो मोक्षमार्ग की पर्याय है वह नाशवान है, क्योकि 
मोक्षदशा प्रगठ होने पर मोक्षमार्ग की पर्याय का नाश हो जाता 
है - व्यय हो जाता है, इसलिये वह ध्येयरूप नहीं है। और 
शत्रिकाली शुद्ध द्रव्य नित्य श्रविनाशी होने से ध्येयरूप है, परन्तु 
ध्यानरूप नही है । यह भाषा तो सादी है, पर भाव तो जो है, 
वही है। लोग कहते है कि सरल करो । पर सरल क्या करे ? 
यह सरल ही है। तु ब्रत, तप, उपवास आदि के विकल्प को 
सरल मानता है, पर बापू ! यह तो मार्ग ही नही है, ये तो सब 
राग मदता की क्रियाये है और रखड़ने का मार्ग है । 


घ्यान पर्याय विनश्वर है। शुक्लध्यान की पर्याय भी 
विनश्वर है, इसलिये वह घ्येयरूप नही, ध्येय से भिन्न हैं। श्री 
योगीन्द्रदेव ने भी परमात्मप्रकाश की अड़सठवी गाथा में 


कहा है - 


समयसार गाथा ३२० ] [ ११५ 


णवि उपज्जद णवि सरई बन्धु ण मोवखु कोरेइ। 
जिउ परमत्थे जोइया जिणवर एड भणेइ 0 

हे योगी, परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं, मरता भी 
नहीं और बन्ध-मोक्ष भी नहीं करता - ऐसा श्री जिनवर कहते 
है। अहाहा ! त्रिकाली वस्तु रूप शुद्ध-द्र्य रूप परमार्थ से 
नरकगति, मनुष्यगति, सिद्धगति इत्यादि पर्यायों में उपजता 
नही तथा मरता भी नहीं । 

नियमसार की गाथा ३८ मे कहा है कि त्रिकाली प्र व 
एक ज्ञॉयकर्भाव मात्र शुद्ध-पारिणामिकभावमात्र वस्तु है, वही 
वास्तव में आत्मा है। पर्यायरूप आत्मा तो व्यवहार-आरात्मा है, 
त्रिकाली की अपेक्षा यह अभुतार्थ - असत्या्थ है। श्रहों ! यह 
तो अलौकिक बात है। 

भाई ! गणधर भगवान के रचे हुए शास्त्र केसे होगे ? 
केवली परमात्मा के श्रीमुख से जो ओमध्वत्ति निकलती है, 
जिसे सुनकर चार ज्ञान के धारक श्री गणघरदेव अन्तमु हुते मे 
बारह अग और घोदह पूर्व की रचना करते है, वह चीज कंसी 
होगी ? उसमें कोई लोकिक वार्ता नही होती । उसमे कहते है - 
नित्य ध्रूव एक चिन्मात्र वस्तु को हम आ्ात्मा कहते है । ऐसा 
आत्मा एक समय की पर्याय मे नहीं आ्राता। नत्रिकाली ध्रव 
अन्त तत्त्व आत्मा सोक्षमार्ग या मोक्ष की समय की पर्याय रूप 
से उपजता और विनशता नही है । उस रूप से पर्याय उपजती 
है, पर शुद्ध जीव नही उपजता । 

ऐसी बात जिसने कभी सुनी न हो उसे लगता है कि क्या 
जेन का मार्ग ऐसा होगा ? तथा किसी को यह सुनकर वेदान्त 
जेंसा लगता है, पर वेदान्तो मे तो ये बात ही नही है। आत्मा 
को एकान्त से नित्य एक सर्वेव्यापक मानना तो गुहीत मिथ्या- 
दर्शन है । भाई | वेदान्त मत वाले पर्याय को कहाँ मानते न 


११६ ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


अनन्त आत्माओ को कहाँ मानते है ? श्रनन्त परमाणुग्रो को 
कहाँ मानते है ” अनन्त गुणो को कहाँ मानते है ” उनके मन 
में मूल वस्तुस्वरूप की बात ही कहाँ है ? तुझे वेदान्त जेसा 
लगता है, पर बापू | वेदान्त दर्शन मे और जेन दर्शन मे बहुत 
बडा (जमीन आसमान जेसा) अन्तर है । 

परमार्थ से जीव उपजता नही, मरता भी नही, यह 
उपजना-विनशना जिसमे होता है वह पर्याय है। श्रह्म ! प्रत्येक 
द्रव्य की पर्याय प्रगठ होने का जन्मक्षण है। प्रत्येक पर्याय की 
उत्पत्ति का स्वकाल है और उसी काल मे वह उत्पन्न होती है । 
यह बात प्रवचनसार मे आती है । वहाँ पहले अधिकार मे ज्ञान 
तत्व का निरूपण है, दूसरा ज्ञेय अ्रधिकार है। उसमे छहो 
द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन है। जिस समय द्रव्य में जो पर्याय 
होना हो उस समय वहीं पर्याय प्रगट होती है, वह पर्याय आागे- 
पीछे नही होती तथा वह किसी भ्रन्य के कारण भी नही होती । 
प्रत्येक पर्याय अपने क्रमबद्ध अवसर में प्रगट होती है । वहां 
६६९ वी गाथा में कहा है जिस समय मे जो पर्याय होने वाली 
हो वह अपने स्व अवसर में प्रगट होती है, आगे-पीछे श्रगट 
नही होती । यह जेनदर्शन की मूल बात है। द्रव्य में समस्त 
पर्याये ऋ्मबद्ध हो अ्रपने-अपने अवसर में प्रगठ होती है । 

प्रश्न - पर्याये क्रमबद्ध ही होती हैं तो फिर पुरुषार्थ 
कहाँ रहा ”? 

उत्तर-भाई | तू जरा धेर्यधारश करके सुन । जीव 
जब स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव प्रगट करता है, तभी उसे 
ऋमबद्धपर्यायो का यथार्थ निर्णय होता है और यहो पुरुषार्थ है। 
अ्ज्ञानी का पुरुषार्थ है ही कहाँ ? ऋरमबद्ध का निर्णय कहो कि 
स्वभाव-सन्मुखता का पुरुषार्थ कहो - एक ही बात है | क्रमबढ्ध 
के निर्णय वाले को पुरुषार्थ का श्रभाव कभी नहीं होता शौर 


पैमर्यसारँ गार्था ३२० | [ ११७ 


जिसे पुरुषार्थ का अश्रभाव है उसे ऋमबद्ध का यथार्थ निर्णय कभी 
नहीं होता । यहाँ कहते है कि जिस पर्याय में केवलज्ञान हुआा 
उस पर्याय में भगवान ध्र वस्वभाव नही आता । 


परमार्थ से जीव बन्ध-मोक्ष को भी नही करता । ऐसा 
कौन कहता है ? तो कहते है - “जिणवर एउ भणेइ” भगवान 
जिनेश्वरदेव, जिन्हे एक सेकेण्ड के असख्यातवे भाग में तीन- 
काल, तीनलोक दिखाई देता है, वे सर्वेज्ञ परमात्मा ऐसा 
कहते है। 

देखो, भगवान नें एक समय में तीनकाल-तीनलोक 
देखा, ऐसा कहना भी व्यवहार है। केवलज्ञान की पर्याय में 
तीनकाल, तीनलोक जानने में आता है - ऐसा कहना व्यवहार 
है, क्योकि ज्ञान की पर्याय को जानते ही उसमे लोकालोक 
जानने में आ जाता है, उसे देखने नही जाना पडता, तथा 
केवलज्ञान उसमें (लोकालोक में) तनन्‍्मय होकर नही जानता । 


यहाँ कहते है - अनन्त सर्वेज्ञ परमात्मा फरमाते है कि 
त्रिकाली श्रव नित्याननद परमात्मद्रव्य बन्ध-मोक्ष के परिणाम 
श्रौर बन्ध-मोक्ष के कारण को नही करता, क्योंकि वह तो 
त्रिकाल सदृश एकरूप भाव है, जब कि बन्ध-मोक्ष का परिणाम 
विसद॒श है, भाव-ग्रभावरूप है। उत्पाद भावरूप है और व्यय 
श्रभावरूप है,परन्तु वस्तु में ध्र्‌व भाव-अभाव कहाँ है ? नही है। 
इसलिये बन्ध और मोक्ष के कारणरूप रागादि परिणाम और 
मोक्ष तथा मोक्ष के कारणरूप शुद्धभावना परिणति (निर्मेल- 
रत्नत्रय ) को शुद्धात्मद्रव्य नही करता । 

किसी को ऐसा लगे कि यदि श्रात्मा बन्घ-मोक्ष का 


भाव नही करता तो फिर यह दीक्षा कसी ? यह आनन्द की 
दशा का परिणुमत वॉसे ? 


१६८ ] [ अध्यात्म रत्लंत्रेय॑ 


सुन, भाई | अ्रनत तीर्थड्धूर देवो ने यह कहा है कि 
परमार्थ रूप निश्चय जीव दीक्षा के परिणामरूप या आनन्द 
की दशारूप नहीं उपजता तथा - उस दशा का व्यय होने पर 
वह मरता भी नही है। मनुष्यरूप से उत्पाद और देवगति का 
व्यय - ये दोनो उत्पाद-व्ययरूप अ्रवस्थाये है जरूर, पर उस-उस 
श्रवस्था के काल मे प्रूव आत्मद्रव्य उत्पाद-व्ययरूप नही होता, 
वह तो त्रिकाल एकरूप शुद्ध ज्ञायकभावरूप से ही रहता है। 
ऐसा ही द्रव्य - पर्यायरूप वस्तुस्वरूप है। 

“जिणवर एउ भणेइ” भगवान जिनेश्वर देव दिव्य- 
ध्वनि द्वारा ऐसा कहते है कि बन्ध - मोक्ष के परिणाम को 
शुद्धजीव नही करता, श्रर्थात्‌ शुद्धनीव नित्यानत्द चिदनन्द प्रभु 
बन्ध - मोक्ष की पर्यायरूप नही होता । अ्रहो | ऐसा श्रलौकिक 
शुद्ध जीवतत्व सम्यस्दर्शश का विषय है । क्‍या कहा ? 
'सम्यग्दशन का विषय नही, परन्तु त्रिकाली शुद्ध जीववस्तु 
सम्यग्दर्शन का विपय है श्र इसलिये उसे मुख्य करके समयसार 
की ११वीं गाथा मे भृतार्थ कहा है । 

“और विशेष कहते है कि विवक्षित एकदेश शुद्धनयाथित 
यह भावना निधिकार स्वसंवेदनलक्षण क्षायोपशमिकज्नानरूप 
होने से यद्यपि एकदेश व्यक्तिरूप है तो भी ध्याता पुरुष ऐसा 
ध्याता है कि जो सकल- निवारण श्रखण्ड एक - प्रत्यक्षप्रति- 
भाससय श्रविनश्वर - शुद्ध-पारिशासिक परभावलक्षरा निज 
परमात्मद्रव्य है वही में हूँ, श्रपितु “खण्डज्ञानरूप से नहीं हूँ। 

विवक्षित श्र्थात्‌ कहने मे आनेवाली श्राशिक शुद्धिरूप 
परिणति एकदेश शुद्धनयाश्रित है । निश्चय सम्यग्दश न-ज्ञान- 
चारित्ररूप भावना एकदेश शुद्ध है, आशिक शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध 
नही । पूर्ण शुद्धि तो भगवान केवली को होती है। १. श्री 
टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिदृठी मे आता है - “इसीप्रकार 


सर्मयसार गाथा २३१० । | ११६ 


चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगठ हुए 
है इसकी तथा तेरहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादिगुण 
स्वदेश प्रगट हुए है उनकी एक ही जाति है।” ऐसा समभना 
कि साधक को जो निमंल रत्नत्रयरूप भावना प्रगठ हुई है वह 
एकदेश शुद्ध है, आशिक शुद्ध है । 


आकाश के प्रदेश अनंत है, इनसे श्रनत-गुणे एक जीव 
के गुण है। सम्यग्द्शन होनेपर प्रत्येक गुण का जो आशिक 
शुद्ध परिणमन होता है, उसे यहाँ एकदेश शुद्धनयाश्रित भावना 
कहा है। यहाँ प्रगट परिण॒ति को शुद्धनय कहा है। समयसार 
की चौदह॒वी गाथा मे शुद्धनय, अनुभूति और आत्मा को एकार्थ- 
वाची कहा है। त्रिकाली परमात्मस्वरूप भगवान श्रात्मा को 
घ्येय बताकर परिणमित होनेपर प्रगट होनेवाली निर्मल दशा 
एकदेश शुद्धनयाश्रित भावत्ता है। द्रव्यसंग्रह मे मोक्षमार्ग की 
प्रगट पर्याय के ६५ नाम दिये है। यहाँ उसके दो नाम देकर 
कहा है कि वह श्रध्यात्ममाषा से “शुद्धात्माभिमुख परिणाम 
“शुद्धोपयोग” इत्यादि पर्यायसज्ञा पाता है। द्रव्यसग्रह में कहे 
गए ६५ नामो में से कुछ इसप्रकार कहे गए है - 


वह भावना परम ब्रह्मस्वरूप है, परम विष्णुस्वरूप है, 
परम शिवस्वरूप है, परम बुद्धस्वरूप है, परम जिनस्वरूप है, 
वह परम तिभ श्रात्मोपलव्धिरूप है, वह निरजनस्वरूप है, वह 
निर्मलस्वरूप है, वह स्वसवेदनज्ञान है, वह परमतत्वज्ञान है, 
वह परमावस्थारूप परमात्मा का स्पशेन है, वह परमावस्थारूप 
है,वह परमात्मज्ञान है,वही ध्यान करने योग्य शुद्ध - पारिणामिक 
भावरूप है, वह ध्यान भावनारूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही 
श्रन्तरगतत्व है, वही परमात्मतत्व है, वही शुद्धात्मद्रव्य है, वही 
परमज्योति है । 


१२० | [ अध्यात्म रत्नैत्रय॑ 


इसीप्रकार अन्य नाम भी है। मोक्षमार्ग एकदेश व्यक्त 
पर्याय है । यह श्राशिक शुद्धिरूप परिणति निविकार स्वसवेदन 
लक्षण क्षायोपशमिक ज्ञानरूप होने से एकदेश व्यक्तिरूप है । 

एक समय की पर्यायरहित त्रिकाली द्रव्यस्वभाव- 
ध्र्‌वभाव को यहाँ निश्चय जीव कहा है, वह जीव (शुद्धजीव ) 
सिद्धपर्यायरूप उत्पन्न नही होता और पूर्व की मनुष्यगति का 
व्यय होने पर भी वह (शुद्धजीव ) व्ययरूप नही होता , श्रहा ' 
ऐसा जो नही उपजने और नही मरनेवाला वह शुद्ध पारिणामिक 
भावरूप शुद्धजीव, सम्यग्दर्शन का विषय है - यह बात यहाँ 
सिद्ध करना है, इसलिए ऐसी भाषा में कहा - “शुद्धपारिणासिक 
भाव ध्येयरूप है, ध्यानरूप नहीं । क्योंकि ध्यान विनश्वर है 
औ्रौर शुद्ध पारिणासिकभाव श्रविनश्वर है 

प्रश्न - वह शुद्ध पारिणामिकभाव कंसे प्राप्त हो ? 

उत्तर - सम्यग्दर्शन के साथ प्रगट होने वाले सहज 
बीतरागी झ्रानन्‍्द की अनुभूतिवाले स्वसवेदन ज्ञान से वह प्राप्त 
होता है। श्रूव से ध्रूव जानने मे नही आ्राता, क्योकि भ्रू.व मे 
जाननेरूप क्रिया नही है, निविकार स्वसवेदन लक्षण ज्ञान से 
ध्रूव जानने मे श्राता है । 

वस्तु का त्रिकाली स्वरूप श्रूवभावरूप है। वह श्र,व- 
भावरूप वस्तु पर्याय मे प्राप्त होती है। कैसी है वह पर्याय ” 
तो कहते है - एकदेश प्रगठ शुद्धनय की भावनारूप है। शहाहा 
ऐसी भाषा और ऐसा भाव | इसे कभी सुना नहीं। एकदेश 
शुद्ध नयाश्रित यह भावना अतीन्द्रिय झ्रानन्‍्द की अनुभूति 
लक्षणवाले निविकार स्वसवेदन ज्ञानरूप है। यह निरविकार 


स्वसवेदन लक्षण ज्ञान क्षायोपह्मिकभाव है । 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चा रित्ररूप मोक्ष का मार्ग तीनभावरूप 


है, उपशम, क्षयोपशम झ्रौर क्षायिक | इन तीनो में स्वसवेदत 


पतमयसार गाथा ३२० ] [ १२१ 


लक्षण ज्ञान क्षयोपशमभावरूप है। शुद्ध-श्रात्मतत्त्व की प्राप्ति 
क्षयोपशम ज्ञान में होती है। मोक्षमार्ग की पर्याय को तीच 
भावरूप कहा है, परन्तु वह ज्ञान क्षयोपशमभावरूप है, उपशम 
या क्षायिक भावरूप नही । ये तो सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के 
पेट की बाते है भाई ' 


यह भावना निविकार स्वसंवेदन लक्षण क्षायोपशमिक 
ज्ञानरूप होने से एकदेश व्यक्तिरूप है। देखो, तीनो भावों मे 
यह निविकार स्वसवेदन लक्षण ज्ञात क्षयोपशमभाव है । 


सम्यग्द्शन होने पर जो ज्ञान प्रगट हुआ वह ज्ञान 
क्षयोपशमभावरूप है। भले सम्यग्दशेंत उपशम हो, क्षयोपशम 
हो या क्षायिक हो, परन्तु उसके साथ होने वाला ज्ञान तो 
क्षायोंपशमिक ज्ञान है। तथा केंसा है वह ज्ञान ? निरविकार 
आनन्द का स्वाद जिसके अनुभव मे आता है वह ऐसा स्वसवे- 


दन लक्षण ज्ञान है। अहा | वह ज्ञान स्व-स्वरूप के जानने 
अनुभवने मे प्रवत्त है । 


भावना सम्बन्धी यह वर्णन बन्ध-प्रधिकार तथा सवे- 
विशुद्धज्ञानाधिकार के श्रन्त में श्री जयसेनाचार्यदेव की टीका में 
ग्राता है, तथा परमात्मप्रकाश में भी ग्राता है। यही बांत यहाँ 
कही है। मिथ्यातत्त्व, अश्रज्ञान और रागद्वेष से होने वाले बन्ध 
के विनाश के लिए विशेष भावना है। अहा ! मैं तो एक 
त्रिकाली पध्रूव परम स्वभावभावमय शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपी 
परमात्मद्रव्य ही हूँ। दया, दान का विकल्प भी मै नही, ग्रुण- 
भेदका विकल्‍प भी मैं नही, और एक समय की पर्याय भी मैं 
नही - इसप्रकार यह भावना ध्रूव में एकरूप रहकर प्रव का 
निर्णय करती है। इसका नाम जेंनदर्शन है और यह महा अव्‌- 
भुत अलोकिक चीज है । 


208: ॥ [ अध्यात्म रत्न॑रत्र॑य॑ 


जिसे स्वद्गव्य के श्राश्रय से श्रतीन्द्रिय श्रानन्‍्द का स्वाद 
आ्राता है ऐसा धर्मी जीव इसप्रकार भाता है कि मैं तो सहज 
शुद्ध सच्चिदानन्दमय परमानन्दमय परमात्मा ही हूँ श्रौर जगत 
के सर्व जीवो का भ्रन्तरग मे ऐसा ही स्वरूप है। परमात्मप्रकाश 
के अन्त मे आचायंदेव कहते है - इस परमात्मप्रकाश वृत्ति का 
व्याख्यान जानकर भव्य जीवो को क्‍या करना ? भव्य जीवो 
को ऐसा विचार करना चाहिए कि “शुद्ध निश्चय से मैं एक 
(केवल) तीन लोक मे, तीन काल मे मत-वचन-काय से और 
कृत-का रित-अनुमोदना से उदासीन हूँ, निज निरजन शुद्ध श्ात्मा 
के सम्यकश्रद्धात, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्अ्रनुष्ठानरूप निश्चय- 
रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजाननन्‍्द॑- 
सुखानुभूतिमात्र लक्षणवाले स्वसवेदनज्नान से स्वसवेद्य गम्य 
प्राप्प ऐसा परिपूर्ण हैँ, राग, दंष, मोह, क्रोध, मात, माया, 
लोभ, पाच इन्द्रियों का विपय-व्यापार, मन-वचन-काय का 
व्यापार, भावकर्म, द्वव्यकम, नोकमं, ख्याति, पूजा, लाभ, देखे, 
सुने और अनुभवे हुए भोगो की श्राकाक्षारूप निदान, माया, 
भिथ्यात्व ये तीन शल्य आदि सर्व॑ विभाव परिणामों से रहित- 
शन्‍्य हूँ । सभी जीव ऐसे ही है - ऐसी निरन्तर भावना करना | 
देखी, यह धर्मी की एकरसरूप (समरस) भावना । 

सम्वत्‌ १९६४ मे एकबार हम पालेज से बडोदरा माल 
लेने गये । उस समय १८ वर्ष की उमर थी। वहाँ रात मे 
नाटक देखने गये । उस समय के नाटक भी वेराग्यपूर्ण थे, अब 
तो नाटक सिर्नमा मे नेतिक जीवन का खात्मा कर दिया है । 
वहाँ “सती ग्रनुसूइया नाटक हो रहा था, हमने नाटक की 
पुस्तक भी खरीदी थी । इस नाटक में ऐसा वुप्य ग्राता है कि 
जब अनुसूइया स्वर्ग मे जारही थी, तब देव ने उसे रोक दिया 
आर कहा - “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” ग्रर्थात्‌ जिसका पुत्र न॑ हो 


समयसार गाथा ३९१० । [ १२३ 


उसे स्वर्ग गति नही मिलती । (यह तो शअ्रन्य मत की बात है) 
इसलिए नीचे जा और जो मिले उसे वर । उस बाई ने नीचे 
आ्राकर एक अन्धे ब्राह्मण को वर लिया । उसके एक बालक हुआा । 
वालक को पालने में भूलाती हुई वह बाई कहती थी - “बेटा | 
शद्धोईसि, वुद्धोडईसि, निविकल्पोडईसि, उदासीनो$सि ।” अर्थात्‌ 
त जुद्ध है, बुद्ध है, निविकल्प है, उदासीन है। यह बात तो 
नाटक मे आई थी। यहाँ शुद्ध भावना का अधिकार बांचते 
समय वर्षो पहले देखे उस नाटक का भाव याद आा गया । 
श्रहा | सम्परदुष्टि धर्मात्मा ऐसा भाता है कि मैं 
निविकल्प हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हे, परम-उदासीन हूँ, और जगत 
के सब जीव भी स्वभाव से ऐसे ही है। सूक्ष्म निगोद के जो 
अ्रनन्‍्त जीव है, उन सबका स्वरूप भी ऐसा शुद्ध सच्चिदानन्द- 
मय है। कन्दमूल के एक अ्रश में असख्य जीव हैं। इन सब 
जीवों का द्रव्य शुद्ध चिदृघन श्रानन्दघन ही है - ऐसा भाता है। 
जगत के सर्व जीवो को धर्मात्मा द्रव्यदृष्टि से ऐसा ही देखता है। 
श्रह्म | मैं ऐसा शुद्ध, बुद्ध, चेतन्‍्यघन, ज्ञानमूर्ति प्रभु 
आत्मा हँ- ऐसा किसमें जाना जाता है ? अतीन्‍न्द्रिय आनन्द 
की अनुभूति जिसका लक्षण है । ऐसे स्वसवेदन ज्ञान में ऐसा 
जाना जाता है। इसके सिवा वह शुद्ध-बुद्ध आत्मा भगवान से 
नही जाना जाता, भगवान की वाणी से भी नहीं जाना जाता 
गौर व्यवहार-रत्तत्रय के विकल्‍प से भी नहीं जाना जाता । 
वह तो निविकार स्वसवेदन लक्षण क्षयोपशम ज्ञान से जाता 
जाता है। आत्मा स्वय स्वसवेद्य है न ? श्रर्थात्‌ स्वानुभव की 
फी दशा में जो ज्ञान स्वाभिमुख हुआ है उससे ही वह जानते 
में आता है, श्रन्य किसी प्रकार से वह प्राप्त नही होता । लोगों 
को यह वात कठिन लगती है, पर क्या करे ? वस्तु का स्वरूप 
तो जेसा है वसा ही है, इसे जाने बिना बाहर के ब्रतादि के 


१२४ ] [ श्रष्यात्म रत्नतन्र॑य 


व्यवहार से आत्मा प्राप्त हो जायेगा - ऐसे भ्रम मे काल चला 
गया तो यह जीव चारगतिरूप ससार में डब जायेगा । 

त्रतादि का व्यवहार तो राग है बापू | भावपाहुड की 
तैरासी गाथा मे आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रजा और ब्रत 
के भाव पुण्य है, धर्म नहीं, एक बीतराग परिणाम या 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान का परिणाम ही जैनघर्म है और वही 
मुक्तिमार्ग है । 

अहा | मैं श्रपती केवलज्ञान आदि अनत शक्तियों से 
भरा हुआ पूर्ण परमात्मा हूँ, निश्चय से मेरा आत्मा अ्रनतदर्शन, 
अ्रनत आनन्द, श्रनन्त वीय॑, श्रनन्त स्वच्छता अनन्त, प्रकाश, 
श्रनन्त प्रभुता ग्रादि अनन्त शक्तियो से भरा हुआ है। धर्म की 
पहली सीढीवाला सम्यर्दृष्टि जीव अपने आत्मा को इसप्रकार 
भाता है, ध्याता है । जगत के सभी आत्मा शक्तिरूप से भगवान 
है, रागढ् घादि विभाव से रहित-शुन्य हैं, भावकर्म-द्रव्यकर्म- 
नोकर्म से भिन्न है-ऐसा वह जानता है। श्रहा ! जिस भाव से 
तीर्थड्भूर तामकर्म बन्धे वह भाव भी विभाव श्रर्थात्‌ विपरीत 
भाव है और इससे भगवान श्रात्मा शून्य है - ऐसा समकिती 
जानता है । अहो | जिसमे जगत के सर्वजीव समानपने शक्ति 
से परिपूर्ण भासते है, ऐसे समकिती की भावना कोई अर्चित्य 
और अलौकिक है | अ्रह्म ! श्रनन्त शक्ति से भरा पूर्ण चेतन्य 
दरिया जिसमे भाषित हुआ, वह भावना श्रपूर्व है। पास मे 
पाच-दस करोड का सयोग हो तो सेठ लोग मानते है कि हम 
भी कुछ है, पर बापू । ये तो सब धूल की (पुण्य की) घूल है । 

प्रश्न - परन्तु इस धूल के बिना काम नही चलता न ? 

समाधान - तुझे खबर नहीं भगवान | इस धूल के 
बिना ही तेरा काम अश्रनादि से चल रहा है, क्योकि तेरे द्रव्य-गुरा 
पर्याय मे वह कहाँ है? भाई ! आत्मा में परद्रव्य का तीनोकाल 


समयसार गाथा २२० ] [ १२५ 


प्रभाव है, और स्वभाव का सदा ही सद्भाव है। भाई ! तेरे 
स्वभाव में परद्रव्य तो क्या, एक समय की पर्याय भी प्रवेश 
नही पापती-ऐसा तेरा द्रव्य है । 

भगवान आत्मा निविकार स्वसवेदन लक्षण क्षायोपशमिक 
ज्ञान में जाना जाता है। यह ज्ञान भावश्व तज्ञान होने से 
क्षयोपशमभावरूप है, सम्यक्त्व भले क्षायिक हो, पर ज्ञान तो 
क्षायोपशमिकभावरुूप ही है । 

देखो, श्रेणिक राजा को क्षायिक सम्यक्त्व था, 
स्वानुभव मण्डित भावश्र त ज्ञान था। तीथंद्धूर प्रकृति बाँधी 
है, पूवे मे नरक को आयू बन्ध गई थी इसलिए अभी पहले 
नरक के सयोग में गये है। वहाँ भी क्षायिक सम्यक्त्व वतता 
है। वहाँ क्षण-क्षण तीथ्थद्धूर प्रकृति बन्धती है। अहा |! नरक 
के ऐसे पीडाकारी सयोग में भी वह अपने श्रात्मा को शुद्ध-बुद्ध 
चिदानन्दस्वरूप , परमात्मस्वरूप अनुभवता है। श्रज्ञानी. को 
इसकी खबर कंसे पड़े ” यह करो, वह॒ करो - एकान्त से ऐसे 
क्रियाकाण्ड मे ही वह रुक गया है। उसे भगवान केवली की 
ग्राज्ञा की खबर ही नही है। बापू ! यह तो जगत से अत्यन्त 
निराली बात है, जगत के साथ इसका मेल बेठे-ऐसा नही है । 

समकिती को जो भावश्न्‌ तज्ञान है वह क्षयोपशमरूप 
है शोर एकदेश व्यक्तिरूप है, क्षायिक की तरह पूर्ण व्यक्तिरूप 
नही है, संदेश व्यक्तिरूप क्षायिकज्ञान तो केवली परमात्मा को 
होता है | सम्यग्दृष्टि को तथा भावलिंगी मुनिवर को जो ज्ञान 
अन्दर प्रगट है वह क्षायोपशमिक है और इसलिये वह एकदेश 
व्यक्तिरूप है । 

अहाहा | भगवान | तू जिन है, जिनवर है, जिन सो 
जिनवर, और जिनवर सो जिन । ऐसा जिनस्वरूप भगवान 
आत्मा जिसमे जाना जाये वह भावश्न्‌ तज्ञान क्षायोपशमिक है 


5 [ श्रध्यात्म रत्तत्रय 


श्र एकदेश प्रगटरूप है। आत्मा मे श्रनन्त शक्तियां है। 
आत्मानुभव होने पर वे सब शक्तियाँ पर्याय मे अ्रशरूप प्रगट 
होती है। सम्यग्दर्शन होने पर जो क्षयोपशम ज्ञान प्रगट होता 
है वह अंशरूप व्यक्त होता है, पूर्ण व्यक्त नही । सर्वज्ञ परमेश्वर 
को जो अनन्त शक्तियाँ है वे सब पूर्ण व्यक्तिरूप हैं, परन्तु 
साधक को तोवे शक्तियाँ मोक्षमार्ग के काल मे आशिक 
व्यक्तिरूप है, ज्ञान भी एकदेश व्यक्तिरूप है । 

ग्रभी तो जेनकुल मे जन्म लेनेवालो को भी खबर नही 
है कि जेन परमेश्वर कौन है ? और उनके ज्ञान की कंसी 
ग्रलौकिकता है ? बापू ! यह बात समभे बिना ही तू श्रनतकाल 
से रखड-रखडकर मर रहा है। भाई | चौरासी लाख योनियो 
में श्रनन्‍्तबार जन्म-मरण करके तू चकचूर हो गया, श्रब तो 
अरे | यह बात समझे बिना ये करोडपति और अरबपति लोग 
सब दु खी ही है। भाई | दिल्ली से सेठ साहू शान्तिप्रसादजी 
यहाँ पन्द्रह दिन पहले श्राये थे, तीन व्याख्यान सुने फिर एकान्त 
मे मिलने श्राये । तब हमने उनसे कहा था - भ्ररे सेठ | दुनिया 
के पाप के धन्धे मे पडकर यह आत्मा क्‍या चोज है, यह सुनने 
का भी तुम्हे समय नही मिलता, ऐसा तुम्हारा जीवन कितना 
दु खमय है ? कुछ विचार तो करो । बापू ' यह समभे बिना 
ससार मे भले किसी भी स्थान मे रहे तो भी जीव दुखी 


ट्री है । 

के पाच-दस करोड़ रुपये मिल जाये परन्तु यह तो सब 
धूल है। यह धूल तेरे आत्मा में कहाँ है ” कदाचित्‌ इसमे से 
पाच-पच्चीस लाख रुपये मन्दिर बनाने में तथा प्रतिष्ठा वर्गरह 
कराने में दान दे दे तो भी धर्म नही होता । देखो, भावनगर 
से सत्साहित्य प्रकाशित होता है । उसके प्रकाशन के लिए एक 
मुमुक्षु ने एक लाख रुपये का दान दिया, लाख तो क्या, एक 


समयसार गाथा ३९० ] [| १२७ 


करोड़ रुपयो का दान दे तो भी इसमे मन्द राग हो तो पुण्य 
बच्चेगा, धर्म जरा भी नही होता । भाई ! वीतराग का धर्म 
तो वीतराग भाव से ही प्रगट होता है। (राग से धर्म होना 
मानना तो मिथ्याभाव है । 

यहाँ कहते है - यह भावना निविकार स्वसवेदन लक्षण 
क्षायोपश्मिक ज्ञानरूप होने से यद्यपि एकदेश व्यक्तिरूप है तो 
भी ध्याता पुरुष ऐसा भाता है कि “जो सकलनिराधररणा, 
प्रखण्ड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिमाससमय, अ्रविनश्वर, शुद्ध पारिराा- 
सिक परसभाव-लक्षण निजपरसात्मद्रव्य है, वही मे हूँ, परन्तु 
ऐसा नहीं भाता कि “मैं खण्ड-ज्ञानरूप हूँ । 

ग्रहाहा धर्मी जीव को आनन्द की अनुभूति सहित 
स्वसवेदन ज्ञान प्रगट हुआ । वह ज्ञान एकदेश व्यक्तिरूप है । 
उसमे अपना पूर्ण परमात्मद्रव्य जाना जाता है। परन्तु ज्ञानी 
उस खण्डज्ञानरूप दशा का ध्यान नहीं करते । लोगों को यह 
बात कठिन लगे, पर क्‍या करें ? जेत परमेश्वर का कहा हुश्रा 
मार्ग तो ऐसा है। श्रन्य मत में तो यह बात है ही नही । एक 
पद में आता है - 

“धुत्त रे धुनियाँ श्रपन्ती धुन, जाकी धुन में पाप न पुस्न ।” 
अहा | भगवान आत्मा की जिसे धुन लगी है उसे पुण्य-पाप 
के तरफ का लक्ष्य नही होता । आत्मा की धुन में पाप-पुण्य के 
भाव बिलकुल नही होते । हे भाई | तू निर्मेल आनन्द का नाथ 
प्रभु परमात्मद्रव्य है। एकबार इसकी धुन तो लगा, ते 
सम्यग्दर्शन होगा, सुखी होने का मार्ग प्रगट होगा । भाई | 
यह सर्वज्ञ-परमात्मा की कसी हुई बात है, यह बात श्रन्य कही 
नही है । 

कोई जगतकर्त्ता ईश्वर को माने या स्वेग्यापी एक ईश्वर 
को माने,पर ऐसा वस्तुस्वरूप नही है । सर्वज्ञ वीतरागदेव के सिवा 


१श्८ ] [ भध्यात्म रत्नत्रय 


आ्रात्मा केसा है, वह किसी ने देखा नही, जाना नही । भले 
ग्रन्य मतवाले आत्मा को बातें करे, पर ये सव कल्पित बातें 
है। सर्वेज्ञ परमेश्वर ने जिस आत्मा को देखा और दिव्यब्वनि 
मे कहा है वही यथार्थ है। श्रह्य | ऐसे अश्रनन्तगुणमण्डित 
अ्रखण्ड एक परम जिनस्वरूप श्रात्मा का जिसे स्वानुभव में 
भान हुआ, उसकी स्वानुभव की दशा एकदेश प्रगटरूप है । 
भाई ! धर्मात्मा को निज परगात्मद्रत्य के लक्ष्य से जो 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र की दशा प्रगट हुई, वह दक्षा एकदेश 
व्यक्तिरूप है | धर्मी पुरुष उस दशा का ध्यान नही करता, पर 
अखण्ड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परमात्माद्रव्य मैं हूँ - ऐसा 
ध्यान करता है। 
अहा ! त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेव ऐसा फरमाते है कि 
श्रनन्त शक्तिस्वरूप आत्मा का अनुभव करने पर अनन्त शक्तियों 
का एक शअ्रश पर्याय में प्रगट होता है। सम्यरदर्शन के रूप में 
श्रद्धा का अ्रश प्रगट होता है, भावश्र तज्ञान के रूप मे ज्ञान भ्रश 
प्रगट होता है, चारित्र का अश् प्रगट होता है, वीर्य का श्रश 
प्रगट होता है, स्वच्छता और प्रभुता का अश भी पर्याय में 
व्यक्त होता है। वे सब निर्मेल पर्याये, ध्याता पुरुष के घ्यान 
का ध्येय नही है। ध्याता पुरुष उन प्रगट पर्यायो को जानता 
जरूर है, पर उन पर्यायो का ध्यान नहीं करता, उन पर्यायों 
को ध्याता नही है । 
यह बात आठ दिन से चल रही है। आज यह भ्राखिरी 
प्रवचन है। अहा ! सच्चिदानन्दमथ निज भगवान के स्वरूप 
को कहने वाली भगवान के घर को यह भागवत्‌ कथा है । स्व- 
द्रव्य के श्रवलम्बन से प्रगट होने वाली वीतराग-विज्ञानमय दशा 
को धर्मात्मा पुरुष नही ध्याता, तो किसे ध्याता है ? धर्मी पुरुष 
किसका ध्यान करते है ? त्रिकाल विद्यमान सकल तिरावरण 


समयसार गाथा ३२० ] [ १२६ 


अखण्ड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय शुद्ध-पारिणामिक परमभाव- 
स्वरूप निज-परमात्मद्रव्य का ध्यान करते है । 

अ्रहाहा ! अन्दर शक्तिस्वरूप जो आत्मवस्तु है वह 
त्रिकाल निरावरण है। भाई | तेरा द्रव्य, स्वभाव से सदा ही 
निरावरण है, पर्याय मे राग के साथ और कर्म के साथ एक 
समय का सम्बन्ध व्यवहार से भले हो, पर अन्दर जो भृतार्थ 
वस्तु है, चिदानन्दमय सदा विद्यमान वस्तु है वह निरावरण 
है । भगवान | तेरी परमानन्दमय वस्तु अन्दर सदा निरावरण 
है, कर्म और राग के सम्बन्ध से रहित है। परन्तु यह सब कंसे 
बेठे ? तू मान या न मान, पर अन्दर ज्ञानधन वस्तु सकल 
निरावरण है, और उसे धर्मी पुरुष ध्याता है । 

अनन्त-अभनन्त शक्तियों का पिण्ड प्रभु आत्मा सकल 
निरावरण है । तथा वह अनन्त गुणों से भरा होने पर भी गुण- 
भेद से रहित भ्रखण्ड एक है, खण्डरूप नहीं, भेदरूप नही, 
पर्याय भेद से भी भेदरूप नही होता, ऐसा अभेद एक है। तथा 
स्वसवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना जाये, ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय 
है ! आत्मा स्वभाव से ही प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है । 

प्रश्न - परन्तु ऐसा जानने में तो नही ग्राता ? 

उत्तर - तू राग में या निमित्त में इसे शोधे तो वह 
कंसे जानने मे आये ? आत्मा जहां है वहाँ श्रन्तमुं ख होकर देख 
तो अवश्य जानने में आये - ऐसा वह प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है । 
यात्मा चंतन्यप्रकाश का बिम्ब है। ज्ञान को उसमे एकाग्र करके 
देखने वालो को वह अ्रवश्य जानने में आता है। अहाहा | 
आत्मा अन्तमु ख उपयोग से - निज स्वसवेदन ज्ञान मे जाना 
जाये, ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है । भले मतिज्ञान हो या श्र त- 
ज्ञान हो, सम्यग्शान की एक समय की पर्याय से सम्पूर्ण आत्मा 
एक अखण्डरूप से ज्ञात हो जाये, ऐसा ही इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। 


१३० ] [ अध्यात्म रत्नन्रय 


वह॒न जाना जाये यह बात ही कहाँ है ? भाई | तू वाहर खोजें 
और वह ज्ञात न हो तो इसमे हम कया करें ? 

निज परमात्मतत्त्व सकल निरावरण अखण्ड एक प्रत्यक्ष 
प्रतिभासमय त्रिकाल अ्रविनश्वर वस्तु है, और वही ध्याता 
पुरुष के व्यान का ध्येय है। सम्यग्दर्शन का विपय भी यही है 
झौर कल्याणकारी ध्यान का ध्येय भी यही है । 

अरे | यह जीव चेतन्य निधानस्वरूप अपने भगवान को 
भूलकर अनादि से उल्टे रास्ते चढ गया है ! स्वय चेतन्य लक्ष्मी 
से भरा हुआ त्रिकाल विद्यमान होने पर भी यह बाह्य जड लक्ष्मी 
श्रौर पुण्य की भावना करता है । तीव लोक का नाथ जिनस्वरूप 
प्रभु, ऐसा भिखारी होकर डोले - यह कंसे शोभे ? भगवान ! 
तू यह क्‍या करता है ? अपने उपयोग को अन्तर मे ले जा, तुर्भे 
सुख निधान प्रभु आत्मा प्राप्त होगा । भाई ! तेरे सुख का यह 
एक ही उपाय है । धर्मी पुरुष अन्तमु ख होकर परमभावस्वरूप 
इस एक को ही घ्याते है । 

पर्याग्न की श्रपेक्षा से केवलज्ञानादि को परमभाव कहते 
है, पूर्ण दशा को परमभाव कहते है, परल्तु द्रव्यस्वभाव की 
अपेक्षा से तो त्रिकाल एकस्वरूप शुद्ध-पारिणामिकभाव ही 
परमभाव है । छठवी गाथा मे जिसे एक ज्ञायकभाव कहा, वही 
परमभाव है । ऐसा परमभावस्वरूप अखण्ड एक ज्ञायकभाव 
जिसका भाव है वह निज परमात्मद्रव्य मैं हुँ- ऐसा धर्मात्मा 
घ्याता है। धर्मात्मा अपने को अ्ररहन्तादि (अपने से अन्य ) 
सर्वज्ञ परमात्मारूप ध्याते है- ऐसा नही है, वे तो अपने ही 
त्रिकाली श्रात्मा को “मैं परमात्मद्रव्य हुँ- ऐसा ध्याते है अर्थात्‌ 
अनुभव करते हैं । प्रगटरूप सर्वेज्ञ परमात्मा तो परद्वव्य है, इन्हें 
ध्याने से तो राग होगा बापू ! 

प्रश्न - भगवान को तारण-तरण कहा जाता है न 


समयसार गाथा ३२० ] [ १३१ 


उत्तर - हाँ, भगवान को व्यवहार से तारण-तरण कहते 
हैं। जब तरनेवाला स्वय अपने स्वरूप का अनुभव करके तरता 
है तब भगवान को निमित्त होने के कारण व्यवहार से तारण- 
तरण कहा जाता है। ध्याता अपने आत्मा को शअन्तमु खपने 
ध्यावे, यही मोक्ष के कारणरूप ध्यान है। कोई एकान्त से पर 
भगवान का ध्यान धघरकर मोक्ष होना माने, तो इसमें तो बहुत 
फेर हो गया भाई ! ध्याता के ध्यान का ऐसा स्वरूप नही है । 

भाई ! यह तो श्रनन्त तीर्थेड्भूरों ने गणघरों और मुनि- 
वरो के समक्ष घर्मंसभा में जो फरमाया है वही यहाँ दिगम्बर सत 
जगत के सामने प्रगट करते है। भगवान का यह सदेश है कि 
श्रात्मा स्वय चिदानन्दघन प्रभु, सकल निरावरण, अखण्ड, एक 
प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, श्रविश्वर है; शुद्ध-पारिणामिक परमभाव 
लक्षण परमात्मद्रव्य है। श्रहय | मैं ऐसा निज परमात्मद्रव्य हूँ, 
ध्याता पुरुष ऐसा घ्याते है, भाते हैं श्लौर यही मोक्ष के कारण 
रूप ध्यान है। जिसमे अपना त्रिकाली शुद्ध आ्रात्मा ही ध्येयरूप 
है, वह परमा्थे ध्यान है और वही मोक्ष के कारणरूप है । 

देखा ? निज प्रमात्मद्रव्य ही मैं हूँ, परन्तु सवेदन की 
पर्याय मैं नही हूँ । सम्यग्दशन-ज्ञान की प्रगट पर्याय में निराकुल 
आनन्द का वेदन साथ मैं ही है। परन्तु वह पर्याय ऐसा भाती 
है कि यह त्रिकाली शुद्ध निज-परमात्मद्रव्य ही में हूँ, में यह 
प्रगट पर्याय नही हूँ। यह वात सूक्ष्म है भाई ! परन्तु इसका 
स्वीकार किए बिना जन्म-मरण का अन्त नही आयेगा । 

ग्रहाहा ! धर्मो ऐसा भाता है कि अखण्ड एक निज 
परमात्मद्रव्य में हूँ, परन्तु ऐसा नहीं भाता कि में भावश्र तज्ञान 
हैँ । आनन्द के अनुभव सहित जो श्र्‌ तज्ञान प्रगठ हुआ वह एक 
समय की पर्याय है, इसलिये धर्मी पुरुष इसका ध्यान नहीं 
करता । पर्याय खण्डरूप विनश्वर है न ? इसलिये धर्मात्मा 


१३२ ] “[ श्रष्यात्म रत्नत्रय 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की पर्याय का ध्यान नहीं करता। 
श्रह्य | ध्यान करनेवाली पर्याय है, परन्तु वह पर्याय का - भेद 
का ध्यान नही करती । वह अखण्ड श्रभेद एक परमात्मद्रव्य को 
ही ध्याती है । धर्मात्मा की ध्यान की दशा एक पश्रूव को ही 
ध्याती है, वह भेद के सामने देखती ही नही । इसप्रकार धर्मी 
पुरुष निज-परमात्मतत्त्व की भाकर, ध्याकर, ध्यान के फलरूप 
अविचल मोक्ष दछ्षा को प्राप्त हो जाता है। 


ग्ररेरे | इसने अ्रपने अ्रन्तरंग परमात्म स्वरूप का इंकार 
करके अपने को मरण तुल्य कर दिया है ! इसने श्रनंतकाल मे 
भ्रपती दया नही की । जैसा अपना पूर्ण त्रिकाली श्रूव चेंतन्य- 
तत्व है, वसा उसे नही माना उसने श्रपने को रागवाला और 
पुण्यवाला माना है, पर्यायदुष्ठि करके अपने को पर्थायरूप माना 
है। पर भाई ! इसप्रकार तूने स्वयं अपना घात ही किया है, 
क्योकि वस्तु पर्यायमात्र नही है । 

यहाँ कहते है - में निज कारण परमात्मद्रव्य हूँ। 
धर्मात्मा ऐसी भावना करता है, परन्तु में खण्डज्ञानरूप हूँ, ऐसी 
भावना नही करता । अश्रहा |! समकिती को ज्ञान और श्रानन्द 
की निर्मेल पर्याय प्रगटी है, उसे वह जानता है, पर उसकी 
भावना नही करता । निर्मल पर्याय के प्रति भी वह उदासीन 
है । भाई | शास्त्र की यह भाषा और भाव जिसकी समभ में 
आता है उसे भवनाशिनी शुद्धात्म भावना प्रगट होती है श्रौर 
यही इस “तात्पर्यवृत्ति” का तात्पर्य है । 

श्रब श्रन्‍्त में कहते हैं - “विवेकी जनों को ऐसा जानना 
चाहिए कि यह व्याख्यान परस्पर सापेश्ष आगस-श्रध्यात्म दोनों 
तयों के श्रभिप्राय के श्रविरोध से कहा गया सिद्ध होता है 

देखो, भगवान के कहे हुए शास्त्रों मे आगम ओर 
भ्रध्यात्म के शास्त्र है। भगवान के द्वारा कहे हुए द्वव्यों का 


समयसार गाथा ३२० ] [ १३३ 


जिसमें निरूपण हो, उसे श्रागम कहते है। अनत श्रात्मा है, 
श्रनतानत पुद्गलद्गव्य है, एक धर्मास्तिकाय, एक श्रर्धास्तिकाय, 
एक भ्राकाश श्रोर भ्रसख्यात कालाणु - इसप्रकार जाति से छह 
द्रव्य है, और सख्या से श्रतत है । जिसमे इन सबका निरूपण 
हो, वह आगम है, तथा जिसमे शुद्ध निश्चयस्वरूप आत्मद्रव्य 
ग्रौर उसकी निर्मल पर्यायों का निरुपण हो, वह अरष्यात्मशास्त्र 
है। ग्राघायें कहते है- यहाँ इन दोनों का सापेक्ष कथन 
किया है । 

नयद्वय के अ्रभिप्राय के अविरोधपूर्वक ही यहाँ कहने में 
आया है। इसलिये यह कथन-सिद्ध है, निर्बाध है - ऐसा विवेकियो 
को जानना चाहिए। वर्तमान पर्याय मे आनन्द का अनुभव 
होकर जो निविकल्प निर्मेल भावनारूप दशा प्रगठ हुई वह 
पर्यायाथिकनय का - व्यवहारनय का विषय है, औश्औौर जिसका 
लक्ष्य करके वह (निर्मेलपर्याय) प्रगटठ हुई वह त्रिकाली शुद्ध- 
परमात्मद्रव्य शुद्ध निश्चयनय का - द्रव्याथिकनय का विषय है। 
ऐसे नयद्वय के अविरोधपूवेक सर्वे कथन परस्पर सापेक्ष है । 
इसलिए यह कथन सिद्ध है, निर्दोष है, निर्बाध है - ऐसा विवेकी 
पुरुषो को जानना चाहिए। जिसे विवेक नही, वह भले जेसे 
रुचे वसा माने, पर विवेकी पुरुषो को तो इसे प्रमाणरूप जान 
कर जेसे भवनाशिनी शुद्धात्ममावना प्रगठ हो वेसे प्रवरतेना, 
क्योकि ऐसी भावना द्वारा ही भव का नाश होकर सिद्धपद की 
की प्राप्ति होती है । 

इसप्रकार आज आठ व्याख्यान द्वारा इस गाथा की 
जयसेनाघारय कृत टीका पर प्रवचन पूरा होता है । 


/ध३१३/७४८६/६/०३/७६४/४६७१३/९७/७९७/६४--७९३६-१४:७/६४९१८६-६/७९.९-१/९१/७--५ ९:९९ २३७२९ ९२.१.६१.९२.९ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


«० भेद ज्ञान «« 

(मंदाक़ान्ता) 
भेदज्ञानोच्छुलनकलनाच्छुद्धतत्त्वो पलंभा- 
व्रागग्रामप्रलयक रणात्कमंरणां संवरेण । 
बिश्नत्तोंषं परममसलालोंकमस्लानमेकं, 
ज्ञातं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोंद्योत्मेतत्‌ ॥। 

श्लोकार्थ - भेदज्ञान प्रगट करने के अ्रभ्यास से शुद्ध 
तत्त्व की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्त्व की उपलब्धि से राग 
समूह का विलय हुआ,राग समूह के विलय करने से कर्मों का 
सवर हुआ और कर्मो का सवर होने से, ज्ञान मे ही तिश्चल 
हुआ ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ - कि जो ज्ञान 
परम सन्‍्तोष को (परम अतीन्द्रिय आनन्द को) धारण 
करता है, जिसका प्रकाश निर्मल है (प्रर्थात्‌ रागादिक के 
कारण जो मलिनता थी वह श्रब नही है), जो श्रम्लान है 
(अभ्र्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञान की भाँति कुम्हलाया हुआ - 
निर्बेल नही है, सर्व लोकालोक को जाननेवाला है) ,जो एक 
है (अर्थात्‌ क्षयोपश्म से जो भेद था वह अरब नही है) 
और जिसका उद्योत शाश्वत है श्र्थात्‌ जिसका प्रकाश 


अधिनश्वर है। 
- आ्राचाय॑ श्रमृतचन्द्र, समयसार कलश ११२ 


| 


१८७३७ ३७ ७/२४/८७ ७५७ ६७७७७ ९/७४/७२८७७८७७८७७/६७ ३३७८७ ७/७७७ ९/३७७७५७-७/७१-७-७-९ 


समयसार गाथा ३२० : श्रात्मख्याति टीका 
उत्थानिका, मुलगाथा, संस्कृत छाया, श्रमुतचन्द्राचायं कृत 
संस्कृत टीका एवं उसका हिन्दी अनुवाद 
कुत एतत ? 
दिट्‌ठी जहेव रारं अ्रकारयं तह अ्रवेदयं चेव । 
जारइ य बन्ध मोक्ख कस्मुदयं रिएज्जरं चेब ॥३२०॥ 
दृष्टि: यथव ज्ञानमकारक॑ तथा5वेदक चच । 
जानाति च बन्धमोक्ष कर्मोद्य निजरा चंच ॥ 
यथात्र लोके इृष्टिइ श्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेद- 
नयोरसमर्थत्वात्‌ रृश्यं न करोति न बेदयते च, श्रन्यथारित- 
दशेनात्सेंधुक्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनकर णस्प,लोह पिडवत्स्वय मो००णपा नु - 





ग्रब प्रश्न होता है कि यह (ज्ञानी कर्त्ता-भोक्ता नही है 

मात्र ज्ञाता ही है) कैसे है ? इसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं - 
ज्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नह कारक, नहीं वेदक श्रहो । 
जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यों ही मोक्ष को ॥ 

अन्वयार्थ - [यथा एवं दृष्टि. | जेसे नेत्र (दृश्य पदार्थों 

को करता-भोगता नही है, किन्तु देखता ही है), [तथा] उप्ती 

प्रकार [ ज्ञानम | ज्ञान | भ्रकारक ] अकारक |अ्रवेदक च एव] 

तथा अवेदक है, [च] और | बंधसोक्ष | बन्ध, मोक्ष, [ कर्मोदयं | 


कर्मोद्य [निज्जेरां च एवं] तथा निर्जरा को [जानाति] 
जानता ही है । 


टीका - ज॑से इस जगत से नेत्र दृश्यः पदार्थ से अत्यन्त 
भिन्नता के कारण उसे करने-वेदने (भोगने) मे असमर्थ होने 
से,दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है - यदि ऐसा 
न हो तो अग्नि को देखने पर, सधुक्षण' की भाति, अपने को 


९. सघुक्षर - सघधूकण, भ्रग्नि जलानेवाला पदार्थ, अग्नि को चेतानेवाली वस्तु । 


१२६ |] [ श्रध्यात्म रत्नन्नय 


भवनस्य च दुनिवारत्वात्‌, किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभावत्वात्‌ 
तत्सवें क्रेवलसेव पश्यत्ति; तथा ज्ञानसपि स्वयं द्रष्दृत्वात्‌ 
व संणोषत्यतविभत्तत्वेन निश्चयतस्तत्क रणवेदनयो रस मर्थत्वात्कर्म 
न करोति न बेदयते च, दिन्‍्तु केघलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वाकर्म- 
बन्ध सोक्ष वा कंर्मोद्य निर्जरां वा केचलसेव जानाति । 
. (लेत्र को) अ्रग्नि का कर्तृत्व (जलाना), और लोहै के गोले 
की भाति अपने को (नेत्र को) अ्रग्ति का श्रनुभव दुनिवार 
होना चाहिए ।' किन्तु केवल दर्शनमात्र स्वभाववाला होने से 
वह (नेत्र ) सबको मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञान भो, स्वय 
(नेत्र की भाति) देंखनेवाला होने से कर्म से अत्यन्त भिन्नता के 
कारण निश्चय से उसके करने-वेदने ( भोगनें ) मे असमर्थ होने से, 
कर्म को न तो करता है और न वेदता (भोगता) है, किन्तु 
केवल ज्ञानमात्र स्वभाववाला (जानने का स्वभाववाला) होने 
से कर्म के बन्ध को तथा मोक्ष को, और कम के उदय को तथा 
नि्जेरा को मात्र जानता ही है । 
पूज्य कानजी स्वामी का प्रवचन 
श्रब॒ पूछते हैं कि ज्ञानी करता-मोगता नहीं - यह 
किस प्रकार है? शिप्य पूछता है श्र्थात्‌ वह बहुत जिज्ञासा 
से बात सुनता है। भाई | मात्र सुतने के लिए सुनता जुदी चीज 
है । शिष्य का आशय है कि ज्ञानी अनेक तरह के विकल्प 
करता हुआ, उन्हे वेदता हुआ दिखता है और आप कहते हैं कि 
वह करता नहीं, भोगता नहीं -ऐसा केसे हो सकता है! 
अहा | आत्मा पर को, राग को, करता नही और बेदता नही - 
यह क्या चोज है ? ऐसे विस्मयकारी स्वभाव को जानने की 
१ यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता और भोगता होतो नेत्र के द्वारा अग्नि 
जलनी चाहिए, श्रौर नेत्र को अ्रग्ति की ऊष्णताका भप्नुभव अवश्य होना 


चाहिए, किन्तु ऐसा नही होता, इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ कर्त्ता और भोक्ता 
नही है । 


समयसार गाथा २२० ] है [ १३७ 


जिसे भन्तर में जिज्ञासा जगी है उस शिष्य को इस गाथा में 
दृष्टांतपूर्वक उत्तर देते हैं । 

“जिसप्रकार इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से श्रत्यन्त 
शिन्‍मता के कारण उसे फरने-वेदने में श्रसमर्थ होने से दृश्य पदार्थ 
को करता नहीं कौर वेदता चहीं'* 

पहले जगत का शअस्तित्व सिद्ध किया है, छह द्रव्यमय 
जगत की मौजूदगी बताई है। जगत है - इसप्रकार उसकी 
अस्ति सिद्ध करके बात करते है कि यह नेत्र दृश्य श्रर्थात्‌ देखने 
योग्य पदार्थ से अत्यन्त भिन्न है। भाई ! यह आँख जिस पदार्थ 
को देखती है, उस देखने योग्य पदार्थ से श्रत्यन्त भिन्न है, 
इसलिए वह (आ्राँख) उन्हें करने श्रौर वेदने में असमर्थ है । 
देखो, यह सिद्धान्त कहा कि दृश्य पदार्थ से आँख भिन्न है और 
श्रांख से दृश्य पदार्थ भिन्न है। जहाँ ऐसी परस्पर भिन्नता है, 
वहाँ श्राख भिन्न वस्तु को करे और वेदे केसे ? जो अपने से 
श्रभिन्न हो उसे करे ओर वेदे, परन्तु भिन्न वस्तु को-पर को 
करे और वेदे, यह कंसे बने ? जिसे आँख स्पर्ण भी नहीं करती 
उसे वह करे और भोगे यह कंसे बने ? भाई ! आँख जगत की 
चीज को देखती है, पर वह जगत की दृश्य वस्तु को करती 
नही श्रोर वेदती भी नही । 

श्रव॒ कहते है - यदि ऐसा न हो तो श्रग्ति को देखने से, 
संघुक्षण की तरह, क्पने को (नेन्न को) श्रग्ति का क॒तृत्व 
(जलाना) ओर लोहे के गोले की तरह श्रपने को (नेत्र को) 
श्रग्ति का श्रनुमव दुनियार होना चाहिए । 

“देखा ? भिन्‍वपने के कारण ग्राँख दृश्य पदार्थ को 
करे श्र वेदे तो नही, परन्तु यदि करे शोर वेदे तो श्रग्नि को 
देखने से, सन्धुक्षर अर्थात्‌ श्रग्नि को चेताने वाले - सुलगाने वाले 
की तरह श्राँख को श्रग्नि का कर्त्तापना श्रा जायगा। 


शशे८ ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


जेसे, सन्धुक्षण सुलगाता है वेसे (पर से भिन्न होने 
पर भी श्ाँख यदि पर को करे तो) आँख को भी पर को 
सुलगाने (जलाने) का प्रसग आ जाएगा, श्रथत्‌ जिस पदार्थ 
पर नजर पडेगी उस पदार्थ के सुलगाने का प्रसग आएगा; और 
यदि आ्राँख पर को वेदे तो जेसे लोहे का गोला श्रग्नि मे ऊष्ण 
हो जाता है वसे भ्रग्ति को देखनें मात्र से श्राँख भ्रग्तिमय हो 
जाएगी, जल जाएगी। यदि आँख भिन्न वस्तु का अनुभव 
(वेदन) करे तो आँख से भिन्न भ्रग्ति के देखनें मात्र से श्रांस 
ग्रग्तिमय हो जाएगी, उसे लोहे के गोले की तरह अग्नि का 
अनुभव दुनिवार हो जाएगा । 


देखो, यहाँ दो बातें की हैं-एक तो यदि आँख 
पर को - भिन्न वस्तु को करे तो जंसे सन्धुक्षण अग्नि को करता 
है, वेसे आँख की जहाँ नजर पडे वहाँ पदार्थ मे अग्नि प्रगठ हो 
जाए | यदि आँख पर को करे तो जंसे सन्धुक्षण द्वारा श्ररिति 
जलती है वसे अआ्राख के द्वारा अग्नि जलना चाहिए । 


दूसरी बात यह है कि यदि श्रांख पर को वेदें तो अग्नि 
को देखने मात्र से ही श्राख को अग्नि की उष्णता का अनुभव 
होना चाहिए, पर ऐसा नही है, श्रर्थात्‌ श्रांख अग्नि को देखती 
तो है, पर वह अ्रग्नि का अनुभव नही करती । यदि वह उसमे 
एकाकार हो तो अनुभव हो, पर अग्नि तो आँख से भिन्‍न चीज 
है । आँख भिन्न वस्तु को करती भी नहीं और वेदती भी नही। 


आचायेदेंव कहते हैं- 'ऐसा तो नही होता' श्र्थात्‌ 
भ्रांख से कोई जलता भी नही, और आँख अग्नि को वेदती भी 
नही । देखनें योग्य पदार्थ को आँख देखे; देखे इतना सम्बन्ध तो 
है, पर उसे करे और भोगे - ऐसा सम्बन्ध नही है। इसलिए 
दृश्य पदार्थ को नेत्र करता भी नही और वेदता भी नही । 


समयसार गाथा ३२० ] | १३६ 


“परन्तु केवल दर्शनमात्र स्वभाववाला होंने से वह 
सबकों केवल देखता ही है ।”” देखो ? ञ्रांख का तो केवल देखना 
सात्र स्वभाव है और इसलिए वह सबको केवल देखती ही है; 
किसी को करे या वेदे - ऐसा नही है । यदि करे और वेदे तो 
देखने मात्र से ही वह दृश्य पदार्थ मे अग्नि को करे और स्व्रय 
ही अग्नि को वेदे, परन्तु अ्रग्नि को आँख करतो नहीं, तथा 
अ्ग्ति को देखने पर जलती भी नहीं, इसलिए, आँख सबको 
देखती ही है, किसी को करती नही, वेदती भी नहीं। यह 
दृष्टान्त कहा, अब इसे सिद्धान्त में उतारते हैं । 

“उसीतरह ज्ञान भी, स्वयं (नेत्र की तरह) देखनेवाला 
होने से, कर्म से प्रत्यन्त भिन्‍नपने फे कारण निश्चय से उसे 
करते-बेदने सें श्रससर्थ होने से कर्म को करता नहीं श्ौर 
त्रेदता नहीं । 

ज्ञान श्रर्थात्‌ ज्ञान स्वभावी आत्मा नेत्र की तरह देखने 
वाला है, वह पर को देखता है - ऐसा व्यवहार सबध है । आँख 
जंसे पर को - दृश्य को देखती है वेंसे भगवान आ्रात्मा पर को 
देखता जरूर है, परन्तु देखने के अलावा पर का करना और 
वेदना उसमें नही है । 


श्रह्महा ! नेत्र की तरह, ज्ञान श्रर्थात्‌ भगवान आत्मा 
पर को देखता तो है, किन्तु पर को देखता है - ऐसा कहना 
व्यवहार है, परन्तु इतना व्यवहार यहाँ स्वीकार किया है । 

प्रश्न - जसे आत्मा पर को देखता है - ऐसा व्यवहार 
है, वेंसे पर को करता है - ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए न ? 

उत्तर - नही, ऐसा नही है। आँख पर को देखती है 
इससे शझ्राॉख को - अग्नि वगेरह को करती है या वेदती है - 
ऐसा नही है, इसीप्रकार भगवान आत्मा का पर के साथ उसे 
देखने का सबंध तो है; इतना तो व्यवहार सबध है, पर श्रन्य 
को करे या वेदे - ऐसा नही है, समझ मे आया ? 


१४० ] [ भ्रध्यात्म रत्नत्रय 


श्रहाहा | भगवान आत्मा कम से श्रत्यन्त भिन्न है। 
श्रकेला भिन्न ही नही, श्रत्यन्त भिन्न है। जंसे, श्रॉख दृश्य पदार्थ 
से भिन्न है वेसे, शुद्ध-चिदानन्दमय चेतन्यरत्नाकर प्रभु कर्म से 
भ्रत्यन्त भिन्न है, पर पदार्थ से अत्यन्त भिन्न है । अत्यन्त भिन्नपने 
के कारण, जंसे आँख दृश्य पदार्थ को देखती है, परन्तु करती- 
वेदती नही है; वेसे ही भगवान श्रात्मा पर पदार्थ को देखे-जाने 
जरूर, परन्तु पर को करता या भोगता नही, भोग सकता 
भी नही । 


प्रश्न - आत्मा देखने-जानने की अपनी क्रिया करता है 
तो फिर साथ मे पर का भी करता है या नही ? 


उत्तर - अपने परिणाम को भले करे और भोगे। 
(यहाँ तो निर्मल परिणाम को करने-भोगने की बात है, मलिन 
की बात नही ।) श्रात्मा परको देखे-जाने इतने सबंध मात्र से 
पर को करे और पर को वेदे - ऐसा कहाँ से श्राया ” पर को 
देखना, इतना तो इसका सबंध है, परन्तु इतने सबंध मात्र से 
वह पर का क्‍या करे ? कुछ न करे। क्‍या वह हाथ-पेर को 
हिलाता है ? आँख को हिलातां है, या भाषा बोलता है ? कुछ 
नही करता । जो चीज है उसे देखता है, परन्तु देखने पर भी 
वह पर का कुछ करदे -- ऐसा नही है । श्रात्मा देखनेवाला होने 
पर भी कर्म से अत्यन्त भिन्नपने के कारण कर्म को नही करता, 
रागादि को नही करता । 


ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानस्वभावी आ्रात्म का परको देखने- 
जानने का सबध तो कहा (व्यवहार से) पर निश्चय से उसमे 
देखने के अलावा परवस्तु को करने-वेदने की श्रसमर्थता है । 
कर्म को करे और वेदे - ऐसी उसमे असमर्थता है, इसलिए 
ज्ञान श्र्थात्‌ आत्मा कर्म को करता या वेदता नही है । 


समयसार गाथा ३९० ] [ १४१ 


यह सब सादे दिन व्यापार-धन्धे का ऊधम चलता है 
न ? स्वय दुकान पर बेंठा हो और माल आए-जाए, पेसा श्राए 
गौर जाए; तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का इन सबके साथ 
देखने मात्र का संबंध है, शभ्रर्थात्‌ भ्रात्मा इन्हे जानता जरूर है, 
परन्तु जानने के साथ-साथ वह सबको करे और वेदे - ऐसा 
उसका स्वभाव नही है। जेसे श्रॉख अग्नि वगैरह दृश्य पदार्थे 
में कुछ करती नही, वसे भगवान आत्मा कर्म या कम से प्राप्त 
चीजों मे कुछ करता या वेदता नही है । 

“परन्तु केवल ज्ञानमाश्नस्वभमाववाला (जानने के स्वभाव 
वाला) होने से कम-बंध को तथा मोक्ष को, कर्म के उदय को 
तथा निजेरा को केवल जानता ही है ।”” 

देखा? आत्मा का केवल ज्ञानमात्र स्वभाव है, जानन- 
मात्र स्वभाव है, अर्थात्‌ क्‍या ? कि रागादि करने का श्रात्मा 
का स्वभाव नही; परवस्तु तो कही दूर रही, राग करना श्रात्मा 
का स्वभाव नही है। केवल ज्ञानस्वभाव कहा न ? श्र्थात्‌ जाने 
सबको परन्तु करे किसी को नही, ऐसी बात है। विषयवासना 
के काल मे सयोग को देखे, पर वह सयोग को और संयोगी- 
भावरूप वासना को करता नही, भोगता नहीं। श्रात्मा सामने 
की वस्तु को करता श्लौर भोगता हुआ दिखता है न ? परन्तु 
यहाँ कहते है - ज्ञानस्वभावी श्रात्मा का ज्ञानमात्र स्वभाव होने' 
से वह पर का करता ओर भोगता नही है । 

देखो, यहां ज्ञान केवल ज्ञानमात्रस्वभाववाला है - ऐसा 
कहकर एकातन्त किया है, पर बापू ! ये तो सम्यक्‌ एकाच्त है 
भाई ! क्योकि भगवान आत्मा का एकान्त ज्ञानस्वभाव ही है। 
कथचित्‌ ज्ञानस्वभाव और कथचित्‌ कर्त्ता-स्वभाव, ऐसा आत्म 
वस्तु का स्वरूप ही नही है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप ही नही है । 


भश्त - कथचित्‌ बघ-मोक्ष का कर्त्तापना कहो तो 
अनेकान्त हो" . ' 


श्ड२] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


उत्तर - भाई ! ऐसा नही है, भगवान श्रात्मा केवल 
ज्ञानमानत्र स्वभाववाला होने से जानना तो करे, पर वह बध- 
मोक्ष को नही करता,इसी प्रकार वह राग को भी नही वेदता । 
ज्ञान बध को - राग को जाने, पर उसे वह करे या वेदे - ऐसा 
उसका स्वरूप ही नही है। पर का श्रर्थात जवाहरात, हीरा, 
माणक मोती और कपडा वगेरह का करता तो कही दूर 
रह गया। 

प्रहाहा | यह आत्मा एक रजकरण से लेकर सारी दुनिया 
को जानता है, परन्तु जानने के सबध मात्र से इसे पर को तथा 
राग को करने और वेदने का सबध हो जाये - ऐसी वस्तु नहीं 
है । ज्ञान स्वभावी वस्तु बहुत सूक्ष्म है भाई | लोग तो इसे स्थूल 
सयोग के और राग के सबध से मानते है, पर यहाँ कहते है - 
राग से और पर से भिन्न शुद्ध ज्ञानतत्व केवल ज्ञानमात्र स्वभाव 
वाला है और इसलिये वह कर्म के बन्ध को मात्र जानता ही 
है। क्‍या कहा ? कम का जो बंध होता है, उसे परज्ञेय रूप 
से जानता है, परन्तु करता है या भोगता है - ऐसा नहीं है । 
बहुत कठिन बात है | शुभभाव के पक्षवालों को यह बात कठिन 
पडे, पर कया करे ? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है । 

ज्ञान श्र्थात्‌ श्रात्मा को ज्ञानमात्र स्वभाववाला कहा, 
वहाँ वस्तु मे - आत्मा में अकेला ज्ञान है - ऐसा न जानना, 
पर इसमे श्रन्य अनन्त गुण साथ ही अविनाभाव रूप से रहते हैं - 
ऐसा जानता । इसमे राग का या पर करना नही, इसलिये 
“ज्ानमात्र भाववाला” कहा है | यह बोले नही, खाये नही, चले 
नही, अन्य को उपदेझ् दे नहीं, श्रत्य से उपदेश ले नहीं, पर का 
कुछ करे नही, ऐसा ज्ञानमात्र ततख आत्मा है । 

प्रश्न - कल दोपहर के प्रचवन में तो ऐसा आया था 
कि 'गुरु के वचनो को पाकर- इसका क्या आशय है ? 


पमयसार गाथा ३२० ] [ (१४३ 


उत्तर - भाई ! स्व के आश्रय से इसे समदृष्टि प्रगठ हुई 
तो कहा कि “गुरु के बचनों को पाकर”; यह तो उस-उस काल 
में उपस्थित बाह्य निमित्त का ज्ञान कराने के लिये व्यवहार से 
कहा गया है । गुरु के वचनो को कोई लेता है - ऐसा वस्तु का 
स्वरूप नही है । 
यहाँ कहते है - केवल ज्ञानमात्र स्वभाववाला होने से 
आत्मा कर्म के बध को करता नही, मात्र जानता ही है। देखो, 
शास्त्र मे आता है कि चौथे गुणस्थान में इतनी प्रकृति सत्ता में 
होती है, इतनी का उदय होता है, इतनी प्रकृतियाँ बधती है 
और इतनो की उदीरणा होती है; परन्तु भाई | आ्रात्मा तो जो 
कुछ होता है, उसे जानता ही है, करता नही । कर्म के उदयादि 
नजदीक की चीज को भी मात्र जानता ही है, करता नही, तो 
फिर पर चीज को करे, ये वात कहाँ रही ? बोलना-चालना पर 
की मदद करना, पर से मदद लेना, आदि पर की क्रिया करना 
आत्मा के स्वरूप में नही है । 
देखो, इसमे एक “भाव” नाम का गुण है । इस गुण 
के कारण उसे प्रतिसमय नियत पर्याय होती ही है । भ्रहा | जब 
ऐसे द्रव्य का स्वीकार हुआ तब पर्याय मे जो बध,राग श्रादि है, 
उसे वह जानता ही है करता नहीं । उस ग्रुणस्थान के अनुसार 
कर्म का उदय आता है ओर उदीरणा होती है, पर इसे वह 
करता नही । अहाहा ! यह ३२० गाथा बहुत ऊँची है, आखिरी 
हद है । इसमें बहुत खीचकर तू कहे तो, यह जानता-देखता है - 
ऐसा हम कह सकते है । वास्तव मे तो जानना-देखना (परका) 
भी व्यवहार है। 
श्रहाहा ! आत्मा स्वयं अपने को जानता है- यह 
रस पर को जानता है - यह व्यवहार है, पर को 
ह बात तो है ही चही | भाई ! यहां तो यह 


१४४ ) [ अध्यात्म रत्नत्र्न 


कहना है कि ,तू श्रधिक श्राग्रह करे तो यह देखता-जानता है, 
बस इतना रख, पर का करना श्र वेदना तो श्रात्मा मे है हो 
नही । ज्ञानस्वरूपी भगवान शभ्रात्मा मोक्ष को करता है - ऐसा 
भी नही है । 

प्रश्न -- तो इसका पुरुषार्थ क्‍या हुआ ? 

उत्तर - बापू ! आ्रात्मा जानता है यही इसका पुरुषार्थ 
है । जानना इसका स्वभाव है, इसलिये जानने के प्रति वीये 
जागृत हो, यही पुरुषार्थ है, क्योकि मैं करू तो पर्याय' (पर का 
काये) हो - ऐसा वस्तु के स्वरूप में कहाँ है ? 

ज्ञानमात्र स्वभाववाला होने से आत्मा बन्ध को नहीं 
करता तथा मोक्ष को नही करता । मोक्ष की पर्याय उस काल 
में होनेवाली है, वही होती है, जो है, उसे करना क्या ? जानने 
वाले को मोक्ष की पर्याय को करना कहाँ है ? बापू ! मोक्ष की 
पर्याय स्वय होती है। 'है' उसे करना तो परस्पर विरुद्ध हो गया । 
जो 'है' उसे करना तो विरुद्ध है, 'है” उसे बस जानना ही है, 
यह वस्तुस्वरूप है । 

द्रव्य सत्‌ है, गुर सत्‌ है और एक समय कौ पर्याय भी 
सत्‌ है । मोक्ष की जो अवस्था होती है वह सत्‌ है। जो सतपने 
होती ही है उसे मैं करता हूँ - यह कंसे हो ? सत्‌ है; जो है 
रूप से है, उसे क्या करूँ ? अ्रहा | जिसे यथार्थ सम्पूर्ण द्रव्य- 
दृष्टि हुई है, वह मोक्ष को भी जानता ही है, मोक्ष को करता 
नही । ऐसी बात है बापू ! यह बात बहुत सूक्ष्म है । लोग तो 
श्रब बाहर की क्रिया करने मे ही उलभ गये है, परच्तु आत्मा 
ज्ञानमात्र स्वभाववाला होने से बच्ध को तथा मोक्ष को नही 
करता, मात्र जानता ही है । है 

आगे कहते है -' ज्ञानमात्र स्वर्भोववाला होने से कम 
के उदय को तथा निजरा को जानता ही है ४” श्रह्महा । कर्म 


समयसार गाथा ३२० ] [ १४५ 


का उदय भी है, आत्मा उदय को पररूप से जानता है, इसके 
अलावा अन्य (करता है कि वेदता है) कुछ नही है। निजेरा 
को भी बस जानता है, करता नही । 

अशुद्धता का गलता, शुद्धता का बढ़ता और कर्म का 
खिर जाना - इसप्रकार निजेरा तीन प्रकार की है। इसमे 
अशुद्धता का गलतना व्यवहारनय से है और कर्म का टलना 
असद्भूत व्यवहारतय से है । शुद्धता का बढना वास्तविक निर्जरा 
है । एक समय मे ये तीनो ही है। अब ये है, इन्हे करना कया ? 
शुद्धता का बढ़ना एक समय का (उस-उस समय में) सत्‌ है, 
यह पर्याय सत्‌ - विद्यमान है, उसे करना कया ? अहाहा ! 
शुद्धोपयोग की स्थिरता होने पर वहाँ शुद्धता का बढना होता 
है। श्रब जो है, उपजता है, इसे करना क्या ”? जेसे मोक्ष 
उपजता है, वसे निर्जेरा भी (पर्याय होने से) उत्पन्न होती है । 
जो अपना अस्तित्व लेकर उत्पन्न होता है, उसे करना है - यह 
बात ही कहाँ रही, इसलिए निजेरा को भी वह नहीं करता, 
मात्र जानता ही है । 

अहाहा | पर्याय के ऋ्रमबद्ध प्रवाह में अपने स्वकाल में 
निर्जेरा होती है, उसे करना क्‍या ? अब यह बात तो समभ में 
आ्राती नहीं इसलिये लोग कहते है कि दूसरो की सहायता करना, 
गरीबो के श्राँसू पोछना, एक-दूसरे को मदद करना, अन्न, वस्त्र, 
आौषधि देना इत्यादि घर्म है। 'जनसेवा वह प्रभुसेवा' लोग ऐसा 
कहते है, क्योंकि अ्रतन्‍्त काल से उनकी दृष्टि पराधीन है,परल्तु 
बापू | यह तो विपरीत दृष्ठि है। यह वोतरागता का मारग 
नही है प्रभु ! 
ेृ जसे, ज्ञानस्वभावी त्रिकाली ग्रात्म-द्रव्य सहज सत्‌ है 
वसे, उसकी एक समय की पर्याय भी वर्तमान सत्‌ ही है। जंसे 

त्रिकाली को करता नही, वेसे वर्तमान वर्तेती पर्याय को भो नहीं 


॥॒ 


१४६] ..[ अध्यात्म रत्नत्रय 


करना है। बहुत सूक्ष्म बात है प्रभु ! ज॑से श्रात्म वस्तु त्रिकाल 
सत्‌ है वैसे निजेरा और मोक्ष की पर्याय भी उस-उस काल मे 
सत्‌ ही है। श्रब॒ जो सतपने 'है', इसे क्या करना ? इसे मात्र 
जानना है। श्रहा ! गजब बात की है| यह सर्वविशुद्धज्ञान 
अधिकार है न ? यहाँ तो जाननेरूप पर्याय निर्जरा और मोक्ष 
को जानती है - ऐसा कहा है, करती है, ऐसा नही कहा, परल्तु 
वास्तव मे तो निजेरा को और मोक्ष को उस-उस काल मे 
जाने - ऐसी जाननेरूप पर्याय स्वत होनेवाली ही है, वही होती 
है | क्या कहा ? निजरा और मोक्ष की पर्याय उस-उस काल मे 
विद्यमानरूप से है, उसे ज्ञान जानता है - ऐसा कहा जाता है, 
परन्तु जानने की पर्याय भी उस काल मे उसी प्रकार सत्‌ है । 
निर्जंरा और मोक्ष है, इसलिये जाननेवाली पर्याय है - ऐसा 
नही हैं । श्रहा ! ऐसा बहुत सूक्ष्म स्वरूप है । 

भाई | यहाँ तो सत्रूप से सिद्ध करते हैं। एक समय की 
पर्याय है,पर वस्तु है;जो है उसे ज्ञान जानता है - ऐसा भले कहो, 
वास्तव में तो जाननेरूप पर्यायभी उस काल में सत्‌ ही है | पर- 
वस्तु है, पर्याय है, इसलिये ज्ञान उसे जानता है - ऐसा नही है। 
जो है उसे उसी काल मे उसी प्रकार से जाने - ऐसी ज्ञान की 
पर्याय भी स्वय सत्‌ है। श्रन्य वस्तु है, इसलिये वह उसे जानती 
है - ऐसा नही है। जानने वाली पर्याय अन्य वस्तु की श्रपेक्षा 
नही रखती, वह स्वय अपने क्रम मे जाननेरूप में अपने से ही 
विद्यमान है । अन्य को जानती है - ऐसा कहना तो व्यवहार है। 

यहाँ चार बोल लिये है । अब बाकी क्या रहा ? बन्ध, 
मोक्ष, उदय और निर्जरा को उस-उस काल मे ज्ञान जानता 
ही है । राग - बन्ध होता है, उसे उस काल में ज्ञान स्वय अ्रपने 
से जानता हुआ प्रगट होता है, राग श्रौर बन्ध है, इसलिये ज्ञान 
जानता है - ऐसी भ्रपेक्षा ज्ञान को नही है। राग की - वन्ध की 


समयसार गाभा ३२० ] [ १४७ 


भ्रपेक्षा रखकर जानने की पर्याय होती है - ऐसा नही है । 
वास्तव में इसे ज्ञान जानता है-ऐसा कहना व्यवहार है । 
अहाहा ! भ्रतन्‍्त गुणा, श्रनन्त पर्याये, बन्ध, मोक्ष आदि को 
उस-उस काल मे ज्ञान की पर्याय उस-उस रूप से स्वयं जानती 
है - इसप्रकार वह स्वत. स्वतन्त्र उत्पन्न होती है । 

कुछ लोग कहते है - जो श्रात्मा को पर का करता न 
माने वह दिगम्बर जेन नही | भरे प्रभु ! यह तू क्या कहता है ? 
ये दिगम्बराचार्य क्या कहते है ? यह तो देख ! तू कर्त्ता तो नही, 
पर वास्तव मे तो पर का जाननेवाला भी नही है । जाननेवाली 
पर्याय जाननेवाले को जानती हुई सत्पने उत्पन्न होती है । यहाँ 
तो ज्ञान, बन्ध, उदय श्रादि को जानता है - ऐसा व्यवहार सिद्ध 
किया है। समभ में आया ? जाननेवाली पर्याय और बन्ध- 
मोक्ष आदि पर्याय तथा अनन्त गुणों की अनन्त पर्याये अक्रम से 
(एक साथ ही) उत्पन्न होती है, उन्हें उस-उस काल मे उसी 
प्रकार से ज्ञान जानता है - यह व्यवहार है । 

प्रश्न - जानने में गरभितरूप से कर्त्तापना भी आया 
कि नही ? 

उत्तर - अश्रहा | जानू अर्थात्‌ जाननेरूप क्रिया करूँ - 
ऐसा भी नही है ।ये जानने की पर्याय उस काल मे सहजपने ही 
सत्रूप है,और होती है । भ्रब जहाँ ऐसा वस्तुस्वरूप है,वहाँ मैं यह 
करू और वह करू, मैंने बच्चो को पाला-पोषा और बडा किया, 
मैंने व्यापार-धधा किया और बहुत पेंसा कमाया - यह बात ही 
कहाँ रहती है ? बापू ! ये तो सब मिथ्या कल्पना ही है, सब 
गप - भूंठ है । 

है प्रब जहाँ ज्ञानपर्याय अपनी निर्जाता और मोक्ष की 

पर्याय को भी जाने का काम करती है - यह भी कथनमात्र है 
वहाँ पर पदार्थ को - रजकणो को और स्कंध को यह पलटावे 


१४८ | [ अध्यात्म रत्नत्रय 


यह बात ही कहाँ रहती है ”? आत्मा रोटी बनाये और खाये 
तथा व्यापार करे -- ये सब बातें भूठ ही हैं बापू ! ये तो उस-उस 
समय से वह (रोटी वर्गेरह पर्याय) सत्‌ है, इसलिये इसप्रकार 
परिणमन होता है। उसमे तेरे हेतु की कहां जरुत है ? और 
उस-उस काल मे ज्ञान उसे ऐसा ही जानता है, इसमें उस 
पर्याय की कहाँ अपेक्षा है ? जेनतत्त्व बहुत गम्भीर है भाई ! 
यहाँ तो सिद्ध करना है कि, भगवान | तू ज्ञान स्वरूप है तो तू 
इन्हे (बध-मोक्ष श्रादि को ) जाने, बस इतना मान, पर इसे करे 
और वेदे, यह तेरा स्वरूप ही नही है। अ्रहो ! ऐसा मारग है । 

प्रश्न - एकेन्द्रिय श्रादि की रक्षा करो, हिंसा न करो, 
क्या यह जेन का मारग नही है ? 

उत्तर- ये सब व्यवहार के वचन हैं भाई | क्‍या तू 

अन्य जीव रक्षा कर सकता है ? कभी नही । उस-उस काल में 

हिसा होने वाली है ही नही, रक्षा होने वाली है, उसे ज्ञान 
जानता है, वह भी परजीव की रक्षा होती है - इसकी भ्रपेक्षा 
रखकर ज्ञान होता है - ऐसा नही है। श्रहाहा ! सत्‌ का ऐसा 
अलौकिक स्वरूप है । 

श्री योगीन्द्रदेव भी कहते हैं - 

रप वि उपज्जद रा वि सरइ, बन्ध्‌ रा सोक्खु करेह । 
जिउः परमत्थें जोहया, जिसवर एड भणेइ ॥ 

श्री जयसेनाचार्य ने इसकी टीका करते हुए लिखा हैं 
कि “जिनवर ऐसा कहते हैं कि, परन्तु भाई! वाणी, वाणी 
के कारण से खिरती है, परन्तु भगवान उस काल में निमित्त 
है; वेसे वाणी भी उस काल मेस्वत विद्यमान है। ( किसी 
अन्य के कारण कोई है-ऐसा नही है) यह तो सर्वोत्किष्ठ 
निमित्त का ज्ञान कराने के लिये कहा कि'जिणवर एउ भणेइ 

जिनवर कहते हैं -हे योगी ! योग को प्रात्मा में 


समयसार गाथा ३२० ] [ १४६ 


जोड़ने वाले हे योगी ! परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं, ' 
और बन्ध तथा मोक्ष को भी नही करता । इसका अर्थ ही यह 
हुआ कि आत्मा का जो ज्ञानमात्र स्वभाव है, उसकी तरफ जहाँ 
जानने का लक्ष्य हुआ, वहाँ सब (करना) छूट गया, बस जो 
है, उसे यह जानता ही है । निजेरा को और मोक्ष को भी ये 
जानता ही है। साधकदशा के काल मे तिर्जरा को जाने और 
साथध्य-काल मे मोक्ष को जाने, बस जाने इतना ही, वहाँ जानने 
की पर्याय भी उत्त काल में वेसो हो अपने से उत्पन्न होती है। 


यहाँ कहते है - परमार्थ से जीव उपजता नहीं और 
मरता भी नहीं। उत्पन्न नही होता, किसमें ? कि पर्याय में । 
परमाथ्थ से उसमे उत्पाद भी नही ओर व्यय भी नही । प्रवचनसार 
गाथा १०२ में श्राया है कि जो पर्याय उत्पन्न होती है उसे धभ्रूव 
की श्रपेक्षा नही है । अरब जहाँ इसे अपने श्रूव की अपेक्षा भी 
नही, वहाँ पर की अपेक्षा की तो बात ही कहाँ रही ” बन्ध-मोक्ष 
इत्यादि जैसा ज्ञेय हो, ज्ञान वेंसा ही उस काल में जानता है, पर 
उसे (ज्ञान की पर्याय को ) बध-मोक्ष आदि ज्ञेय की श्रपेक्षा नही 
है। अहाहा ! जाननेवाले ज्ञान मे, जानने योग्य ज्ञेय बराबर 
ग्राये, इसलिये ज्ञान उसे जानता है-ऐसी अपेक्षा लेकर 
ज्ञानपर्याय उत्पन्न नही होती है । 


अहाहा ! पूर्णानन्‍द का नाथ पूर्ण ज्ञानचन अकेला ज्ञान 
स्वभावमय भगवान आत्मा है, उसकी पर्याय मे (ज्ञानपर्याय में ) 
अनन्त पर्याये और द्रव्य-गुण ज्ञात होते है; वे पर्याये सहज होती 
है, उन्हे मैं उत्पन्न करता हूँ- ऐसा नही है । बन्ध को,मोक्ष को, 
उदय को, निजेरा को केवल जानता हूँ, जो है उसे मात्र जानता 
ही हूँ, परन्तु करता हूँ या भोगता हूँ - ऐसा नही है । पर की 
दया करना और पर की मदद करना इत्यादि बाते तो श्रत्यन्त 
तत्त्व-विरुद्ध है, यह यथार्थ मार्ग नही है। 


न ९७६६७६-७६५९७ ६७% ६७७९%७७८६५०९.९४९%१६७१७९७७५ ४५:३/७१६/७६% 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


नयों दोनों की सफलता 

जीव का स्वरूप दो नयो से बराबर ज्ञात होता 
है । अकेले द्रव्याथिकनय या श्रकेले पर्यायाथिकनय से ज्ञात 
नही होता, इसलिए दोनो नयो का उपदेश ग्रहण करने 
योग्य है । 

एकान्त द्रव्य को ही स्वीकार करे और पर्याय को 
स्वीकार न करे, तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार 
किसने किया ? काहे मे किया ? और मात्र पर्याय को ही 
स्वीकार करे, द्रव्य को स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ 
दृष्टि लगाकर एकाग्न होगी ? इसलिए दोनों नयो का 
उपदेश स्वीकार करके द्रव्य-पर्याय की सन्धि करने योग्य है । 

द्रव्य-पर्याय को सन्धि का प्रर्थ क्‍या ? पर्याय को 
पृथक्‌ करके लक्ष मे न लेते हुए, अन्तमुख करके द्रव्य के 


(तोडकर एकतारूप निविकल्प-अनुभव करना ही द्रव्य-पर्याय 
की सन्धि है - यही दोतो तयो की सफलता है । 

पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रुक 
जाए, तो वह नय की सफलता नही है, उसीप्रकार द्रव्य 
को जानते हुए (यदि उसमे एकाग्रता न करे तो वह भी 
नय को सफलता नही है। द्रव्य-पर्याय दोनो को जानकर 
दोनो के विकल्‍प तोडकर पर्याय को द्रव्य मे अन्तर्लीनि, 
अभेद, एकाकार करके अनुभव करने मे ही दोनो नयो को 
( सफलता 


साथ एकाकार करना अर्थात्‌ द्वव्य-पर्याय के भेद का विकल्प 


-पुज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
(आत्मघर्म वर्ष १६, भ्रक १८२, जून, १६६०, कवरदृष्ठ २) 


प्रवचनसार गाथा ११४ : तत्त्व प्रदीषिका टीका 
उत्थानिका, मुल गाथा, संस्कृत छाया, श्रमुतचन्द्राचायय कृत 
संस्कृत टीका एवं उसका हिन्दी श्रनुवाद 
प्रथेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्र तिषधमुद्धुनोति - 
दव्वद्ठिएण सब्बं दव्वं त॑ं पज्जयद्विएण पुरणयो । 
हवदि य श्रण्णमरणण्णं तक्‍काले तम्यत्तादों ॥११४॥ 
द्रव्याथिकेन सर्व द्रव्यं तत्पर्याधाथिकेन पुन । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात्‌ ॥। 
सर्वस्थ हि. वस्तुनः सामान्यविशषात्मकत्वात्तत्प्वरूप- 
मुत्पश्यतां यथाक्रम सामान्यविशेषों परिच्छिन्दरों हवं क्रिल 
चक्षुषी, द्रव्याथिक पर्यायाथिक चेति । 


श्रब एक ही द्रव्य के भ्रन्ययता और शअ्रनन्यपना होने में 
जो विरोध है, उसे दूर करत है। (श्रर्थात्‌ उसमें विरोध नहों 
श्राता - यह बतलाते है ।) 
द्रव्याथंनय से द्रव्य सब है; वही पयारयायाथ से । 
है भ्रन्य, क्योंकि उस समय तद्र प है पर्याय से (॥ 


अन्वयार्थ - [ द्रव्याथिकेन | द्रव्याथिक (नय) से [सब] 
सब [ब्रव्यं | द्रव्य है, [पुन च] और [पर्यायाथिकेन | पर्याया- 
थिक (नय) से [तत्‌ | वह (द्रव्य) | भ्रन्यत्‌ | अच्य-अ्रन्य है, 
[तत्काले तन्मयत्वात्‌ | क्योकि उस समय तनन्‍्मय होने से 
[ श्रननन्‍्यत्‌ | (द्रव्य, पर्यायो से) अनन्‍्य है । 


टीका - वास्तव में सभी वस्तु सामान्य-विशेषात्मक होने 
से वस्तु का स्वरूप देखनेवालो के क्रमश सामान्य और विशेष 
को जाननेवाली दो आँखे है- (१) द्रव्याथिक और (२) 
पर्यायाथिक । 


श्श्र [ श्रध्यात्म रत्नन्नय 


तन्न पर्यायाथिकमेकान्तनिसी लित॑ विधाय केवलोस्पी- 
लितेत द्रव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतियंग्सनुष्यदेव- 
सिद्धत्वपर्याय्ग त्मकेषुविशेषेषुष्यवस्थितंजीवसासान्यमेकस वलो कय- 
तासमनवलोकितविशेषाणां तत्सद जीवद्रच्यसिति प्रतिभाति यदा 
तु द्रव्याथिकमेकान्तनिमीलितं विधाय केवलोन्सीलितेव पर्याया- 
थि्कंनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवस्थितान्तारकतियंग्सनुष्य- 
देचसिद्धत्वपर्यायात्मकान्‌विशेषाननेकानवलोकयतामनवलोकित- 
सामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति । ध्रव्यस्य तत्तद्विशिषकाले तत्तद्वि- 
शेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्यत्वात्‌ गणतृणपर्णदारुमयह॒व्यवाहवत्‌ । 
यदा तु ते उभे श्रपि द्रव्याथिकपर्यायरथिके तुल्यकालोन्मीलिते 


इनमे से पर्यायाथिक चक्षु को सर्वेथा बन्द करके जब 
मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब 
नारकपना, तियन्चपना, मनुष्यपता, देवषता ओर सिद्धपना - 
पर्यायस्वरूप विद्येषो मे रहनेवाले एक जीवसामान्य को देखने 
वाले और विशेषों को न देखनेवाले जीवों को 'वह सब जीव- 
द्रव्य है! - ऐसा भासित होता है । और जब द्रव्याथिक चक्षु को 
सर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायाथिक चक्षु के द्वारा देखा 
जाता है, तब जीवब्रव्य मे रहनेवाले नारकपना, तियेन्चपना, 
मनुष्यपना देवपना और सिद्धपता - पर्यायस्वरूप श्रमेक विशेषो 
को देखनेवाले और सामान्य को न देखनेवाले जीवों को (वह 
जीवद्गव्य) अ्रन्य-अन्य भासित होता है, क्योकि द्रव्य उन-उन 
विशेषों के समय तन्‍्मय होने से उन-उन विशेषों से अन्य है - 
कण्डे, घास, पत्ते श्रौर काष्ठमय अग्नि की भाँति । ( जैसे घास, 
लकडी इत्यादि को अश्रग्तनि उस-उस समम घासमय, लकडीमय 
इत्यादि होने से घास, लकडी इत्यादि से अननन्‍्य है; उसी प्रकार 
द्रव्य उत-उन्त पर्यायरूप विशेषों के समय तत्मय होने से उनसे 
श्रनन्‍्य है, प्रथक्‌ नहीं हैं।) और जब उन द्र्याथिक भौर 


प्रवचनसार गाथा ११४ | [ १४३ 


विधाय तत इतश्चाबलोक्यते तदा नाश्कतियेग्सनुष्यदेव सिद्धत्व- 
पर्याधेषु व्यवस्थित जीवसासान्य जीवसासान्ये च व्यवस्थिता 
नारकतियंग्सनष्यदेवसिद्धत्वपर्थाधात्मकका विशेषाश्च तुल्यकाल- 
सेवावलोक्यन्ते | तत्रेकचक्षुरवलोकनसेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरव- 
लोकनं सर्वावलोकतं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्पान्यत्वानन्यत्यँ 
चन विप्रतिषिध्यते ॥ 





पर्यायाथिक दोनो आँखों को एक हो साथ खोलकर उनके द्वारा 
श्रौर इनके द्वारा (द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक चक्षु्रों के द्वारा) 
देखा जाता है; तब नारकपना, तियेज्म्चपना, मनुष्यपना, देवपना 
श्रौर सिद्धपता - पर्यायो में रहनेवाला जीवसामान्य तथा 
जीवसामान्य में रहनेवाले नारकपना, तियेजुचपना, मनुष्यपना, 
देवपना और सिद्धत्व - पर्यायस्वरूप विशेष तुल्यकाल मे ही 
(एक ही साथ) दिखाई देते है । वहाँ एक आँख से देखा जाना, 
वह एकदेश अवलोकन है और दोनो अ्रँखो से देखना, वह 
सर्वावलोकत (सम्पूर्णा श्रवलोकन) है। इसलिये सर्वावलोकन 
में द्रव्य के श्रन्यत्व और भ्रनन्यत्व विरोध को प्राप्त नही होते । 


भावार्थ - प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, इसलिये 

प्रत्येक द्रव्य 'वह्‌ का वह' भी रहता है श्रौर 'बदलता' भी है । 

द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक होने से द्रव्य के अनन्यत्व 

से और श्रन्यत्व में विरोव नही है। जेसे - मरीचि और भगवान 

महावीर का,जीवसामान्य की अपेक्षा से अनन्यत्व और जीव के 

विशेषो की अपेक्षा से अ्न्यत्व होने मे किसी प्रकार का विरोध 
नही है । 

द्रव्याथिकनयरूपी एक चक्ष्‌ से देखने पर द्रव्यसामान्य 

ही ज्ञात होता है, इसलिये द्रव्य अनन्य श्रर्थात्‌ 'वह का वही' 

भासित होता है भौर पर्यायाथिकनयरूपी दूसरी सक्ष से देखने 


शश४ ) [ अध्यात्म रत्नत्रय 


पर द्रव्य के पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिए द्रव्य श्रन्य- 
श्रन्य भासित होता है। दोनो नयरूपी दोनो चक्षुओ्रो से देखने 
पर द्रव्यसामान्य श्रौर द्रव्य के विशेष दोनो एकसाथ ज्ञात होते 
है, इसलिये द्रव्य अ्नन्य तथा अन्य-अन्य दोनो भासित होता है। 
उत्थानिक व गाथा पर प्रवचन 

यहाँ आचार्यदेव सामान्‍्य-विशेषात्मक द्रव्य का स्वरूप 
बताते हुए कहते है कि द्रव्य सामान्यपने वंसे का वसा ही भ्र्थात्‌ 
ग्रनन्‍्य है और विशेषपने भिन्न-भिन्न - अन्य-अन्य है । श्रह्महा ! 
वस्तु पर्याय-अ्रपेक्षा अन्य-प्रन्य होते हुए भी द्रव्य-अपेक्षा अ्रनन्‍्य 
ही है । यद्यपि यहाँ जीवद्रव्य पर श्रनन्यत्व व अन्यत्व घटित 
करेगे, तथापि प्रत्येक द्रव्य,सामान्य अर्थात्‌ वही का वही - अन्य 
है तथा विशेष श्र्थात्‌ अन्य-प्रन्य भी है । द्रव्य के विशेष श्र्थात्‌ 
पर्याये स्वकाल मे श्रन्य-अन्य होते हुए भी उस द्रव्य से अनन्य 
ही है, द्रव्य से भिन्न नही हैं। भाई | यह तो प्रत्येक द्रव्य के 
स्वरूप का कथन है । 

कर्म, शरीर, परिवार, पंसा, इज्जत आदि के साथ 
आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योकि ये सब परद्रव्य तो 
आ्रात्मा से भिन्न ही हैं, अन्य ही है, भ्रतन्‍्य नही है। यहाँ तो 
द्रव्य को अपने मे ही अन्यत्व व अनन्यत्व होने मे विरोध नही 
है - यह बात सिद्ध करते है। प्रत्येक द्रव्य अपसे स्वरूप मे कायम 
रहकर प्रतिसमय भिन्न-भिन्न श्र्थात्‌ अच्य-अन्य अवस्थारूप होता 
है, अत पर्याय-अपेक्षा उसे श्रन्य-अन्य भी कहा जाता है श्रोर 
वह श्रवस्था उस द्रव्य की ही है, द्रव्य स्वय ही उस अवस्थारूप 
परिणमित हुआझ्आा है, इसलिए वह अनन्य भी कहा जाता है। 
अहाहा ! इसमे सारी दुनिया का परिचय दे दिया है । 

देखो ! क्‍या सूक्ष्म तत्त्वज्ञान है। कहते है कि पर्याय 
मे जीव को नारकी भ्रादि अ्रमेकपना होते हुए भी जीव अनत्य 


प्रवचचनसार गाथा ११४ | [ १५४५ 


है, क्योंकि आत्मा के साथ वह पर्याय तन्‍्मय है। चाहे हिसा 
के परिणाम हो या भक्ति-पूजा-दया-दान आदि के परिणाम 
हो या रौद्रध्यान के परिणाम हो - ये सभी परिणाम द्रव्य की 
पर्याय मे है। वे परिणाम भिन्न-भिन्न अ्वस्थारूप है, इसलिए 
श्रात्मा को श्रन्य-अन्य भी कहा जाता है श्नोर आत्मा उन 
परिणामो में वर्तता है, इसलिए अनन्य भी कहा जाता है, पर- 
पदार्थों के साथ आ्रात्मा का कोई सम्बन्ध नही है क्योकि वे तो 
सर्वथा भिन्न ही है, अनन्य नही है ।यहाँ तो कहते है कि प्रत्येक 
द्रव्य की पर्याय अन्य-प्रन्य उत्पन्न होती हुई, द्रव्य से भ्रननन्‍्य है । 
अहाहा | जो शअ्रन्य है, वही अनन्य है - ऐसा अविरोधपने सिद्ध 
करते है। 
टीका पर प्रवचन 
वास्तव में सभी वस्तु सामान्य-विशेषात्मक होने से 
वस्तु का स्वरूप देखने वालों के ऋ्रमशः सामान्य श्रोर विशेष को 
जाननेवाली दो श्राँखें हैं - (१) द्रव्याथिक और (२) पर्यायाथिक । 
देखो, यहाँ द्रव्य शब्द का प्रयोग न करके “'वस्तु' कहा 
है | सर्वेत्य हि वह्तुन:- ऐसा कहा है, क्योक्ति इससे अनन्त 
शक्तियाँ बसी हुई है। अहाहा ! प्रत्येक द्रब्य को, चाहे वह 
परमाणु हो, आकाश हो या जीव हो - वस्तु कहा है, क्योकि 
उसमे अनन्त अच्वयी गुरा बसे हुए हैं | द्रव्य अनत-अ्रनत गुणों - 
शक्तियों द्वारा भरा हुआ है, इसलिये उसे वस्तु कहा है । द्रव्य 
मे बसी हुई शक्तियाँ तद्गूपपने द्रव्य की स्वय की है। ऐसा नही 
है कि दूसरे की शक्ति यहाँ वस्तु मे आ गई हो या वस्तु दूसरे 
की शक्तियो मे जा बसी हो । देखो, यह वस्तु का स्वरूप ! 
सबसे निकट अपना शरीर या स्त्री-परिवार आदि सब बिलकूल 
चीजे > 
भिन्न भिन्न चीजे है, जबकि द्रव्य का विशेष ग्रन्य-ग्रन्य होते हुए 
भो द्रव्यसे अन्य है, क्योकि वह विशेष - पर्याय द्रव्य से भिन्न 


१५६ ] [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


चीज नही है, इसी प्रकार वे भिन्न-भिन्न पर्याये भी बिलकुल 
भिन्न ही है - ऐसा नही है । यद्यपि वे पहले नही थी और बाद 
में उत्पन्न हुई - इस अपेक्षा से उन्हे अ्रन्य भी कहा है; तथापि 
उनमे द्रव्य वत्त ता है - इस अपेक्षा से अनन्‍्य भी है। 

देखो ! वास्तव में सर्व बस्तु सामान्य-विशेषात्मक होने 
से - इस वाक्य मे सर्वे अर्थात्‌ श्रनत वस्तुग्रो के सम्बन्ध मे कहा 
है, एक वस्तु के सबध मे नही कहा | प्रत्येक वस्तु स्वय अपने 
से ही सामान्य-विशेषात्मक है, द्रव्यरूप से सामान्य और पर्याय- 
ग्रपेक्षा विशेषरूप है - ऐसा द्रव्य का सामान्‍्य-विशेषस्वरूप स्वत 
है। जेसे सामान्यपतता - एकरूपपना द्रव्य का स्वरूप है, उसी 
प्रकार विशेषपना - श्रन्यरूपपना भी उसका स्वरूप ही है। 
विशेष भ्रर्थात्‌ पर्याय परसयोग या पर के द्वारा होतो है - ऐसा 
नही है । प्रत्येक द्रव्य की उस-उस समय की वह विशेष अवस्था 
पहले नही थी और बाद में हुई, इसलिए वह भिन्न द्रव्य के 
कारण हुई है - ऐसा नही है। पहले नहीं थी और बाद मे 
हुई - इस अपेक्षा से पर्याय अन्य है, तो भी उस विशेष - पर्याय 
में सामान्य वत्त ता है, इसलिये वह अनन्य भी है, वह सामान्य 
से भिन्न चीज नही है। ज॑से श्रन्य सभी परद्रव्य बिलकुल भिन्न 
है, वेसे पर्याय, सामान्य से भिन्न नही है । 

देखो | एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कोई सम्बन्ध 
नही है । यहाँ सामान्यपने सभी आत्माएँ एक है प्रौर विशेषपने 
भिन्न है- ऐसा नही है। अ्रथवा, वे सामान्यपने भिन्न है और 
विशेषपने एक है - ऐसा भी नही है। इसीप्रकार श्रन्‍्य समस्त 
आत्माएँ तथा अ्रवत परमाणु इस आत्मा से सामान्य-अ्पेक्षा शक 
हैं - ऐसा भी नही है । अथवा, सामान्य-अपेक्षा एक तथा विशेष- 
श्रपेक्षा भिन्न है- ऐसा भी नहों है। यहाँ तो द्रव्य स्वथ्न ही 
अन्य-श्रन्य और स्वय ही अन्य है - यह बात कही जा रही है । 


प्रवचनसार गाथा ११४ ] [ १५७ 


अहाहा | अपने द्रव्य में प्रगट होनेवाली प्रत्येक पर्याय 
का काल अर्थात्‌ ऋमानुपाती स्वकाल है। (यह बात गाथा 
११३ में कही जा चुकी है ) जो पर्याय स्वकाल में क्रमानुसार 
आनेवाली थी, वही पर्याय आई है। पूर्व पर्यायों को श्रपेक्षा से 
उसे अन्य कहते है, परन्तु वस्तु की अपेक्षा भ्रनन्‍्य है । इसलिए 
वह पर्याय किसी श्रन्य से हुई है - ऐसा है ही नही । 

भाई |! भाषा तो सरल है, परन्तु उसका भाव बेंठना' 
कठिन है, तथापि न बेंठे - ऐसा भी नही है। समयसार कलश 
६० की पाँडे राजमलजी कृत बालबोधिनी टीका मे श्राता है कि 
“ज्ञान भिन्न व क्रोध भिन्न - ऐसा अनुभवना वस्तुत. कठिन ही 
है, पर वस्तु का शुद्धस्वरूप विचारने पर भिन्नपनेरूप स्वाद 
आता है (ग्रात्मज्ञान होता है )। यह भाव बेठना कठिन तो है, 
परन्तु द्रव्यसामान्यरूप भगवान श्रात्मा को देखने से अन्तर में 
भाव बेठ जाता है। भले ही देखनेवाली पर्याय विशेष है, परन्तु 
वह देखती है सामान्य को । यह पर्याय ऐसा मानती है कि मैं 
अ्रखण्ड एक ज्ञायकस्वरूप विराजमान हूँ । अहाहा ! इस पर्याय 
का विषय मात्र पर्याय न रहकर द्रव्य बन जाता है, तब अन्तर 
में भाव बेंठ जाता है । 

यहाँ कहते है - वास्तव में सर्वे वस्तु सामान्य-विशेषा- 
त्मक है । इसका यह श्र्थ है कि वस्तु किसी अन्य से बनी है या 
कोई ईश्वर इसका कर्त्ता है - ऐसा नही है । एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्य की पर्याय को नहीं कर सकता । सर्व वस्तु सामान्य- 
विशेषात्मक है ग्रर्थात्‌ कायम रहने की अपेक्षा' से सामान्‍्यरूप 
शभौर पलटने की अपेक्षा से विशेषरूप है । सामान्य और विशेष -- 


ये दोनो द्रव्य के स्वरूप हैं। श्रागे भी द्रव्य का स्वरूप दो रूप 
है - ऐसा आएगा । 


१ बंठनान्सममझक मे पश्रावा। 


शरण |] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


प्रश्न - प्रिय पत्नी और पुत्र के साथ भी आत्मा का 
सबब नहीं है क्‍या ? 

उत्तर - भाई | किसकी पत्नी और किसका पुत्र ? जहाँ 
वस्तु का विशेष भी मात्र एकसमय टिकता है, वहाँ पत्नी-पुत्नादि 
आत्मा के है - यह बात कहाँ रही ? प्रभु ! प्रत्येक वस्तु कायम 
रहने की अपेक्षा ध्र्‌व है, तो भी उसका विज्येष एकसमय मात्र 
ही टिकता है । पर्याय द्रव्य को होते हुए भी एकसमय मात्र ही 
टिकतो है, इसलिये पूर्व पर्याय की श्रपेक्षा से उसे अन्य भी कहते 
है तथा उसमे द्रव्य वत्त ता है, इसलिये ग्रनन्‍्य भी कहा, परतु 
आत्मा से पर का तथा परमाणु से परमाणु का परस्पर कोई 
सबंध नही है । लोगो को यह बात कठिन लगती है, परतु उन्हें 
विचार करने की फ्रसत ही कहाँ है ” सारा दित घधा-व्यापार, 
कुटुम्ब-परिवार की सम्हाल और दुनिया के जजाल मे ही बीत 
जाता है और जिन्दगी ऐसे ही ऐसे प्री हो जाती है। 

मूल गाथा मे वस्तु के सामान्य और विशेष को अनुक्रम 
से देखने की बात कही है परतु टीका मे दोनो को साथ मे देखने 
की बात भी कहेगे । 

वहाँ सर्वप्रथम कहते है कि इनमे से पर्यायाथिक चक्षु को 
सर्वथा बन्द करके * * । देखो, यहाँ से शुरू किया है । द्रव्या- 
थिक चक्षु को बद करके - ऐसी शुरूआत नही की । द्रव्य को 
देखने के लिए पर्यायाथिक आँख को सर्वेधा बद कर दे । गजब 
बात है भाई ! पर्याय है श्रवश्य, परतु उसकी तरफ देखने वाली 
दृष्टि को बद कर दे - इसप्रकार बात शुरू की है। पहले तो 
यह कहा कि वस्तु सामान्‍्य-विशेषात्मक है । विशेष नहीं है - 
यह बात कहाँ है ? परतु श्रब विशेष को देखने की आँख बंद 
करके - ऐसा कहा । अहाहा | कथड्चित्‌ बद करके - ऐसा नहीं 
कहा, परतु पयायाथिक चक्षु को सर्वथा बद करके मात्र खुली 


प्रवचनसार गाथा ११४ ।] [ १४६ 


हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा देखा जाता है - ऐसा कहा । अहाहा ! 
ब्रिकाली द्रव्य को जानना है न ? तो विशेष तय की श्राँख बंद॑ 
करके, द्रव्य जिसका प्रयोजन है - ऐसे द्रव्याथिक नय की आँख 
से देख - ऐसा कहा है। आचायेदेव की भाषा तो देखो । कहते 
है कि 'मात्र खुली हुई द्वव्याथिक चक्षु द्वारा "४ 

ग्रवस्था को देखनेवाली पर्यायाथिक आँख को बद कर 
दे और द्रव्यसामान्य को देखने-जाननेवाली द्रबव्याथिक श्राँख से 
से देख, इससे तुझे अवस्था मे द्रव्यसामान्यरूप भगवान आत्मा 
ज्ञात होगा । भ्रवस्था को देखनेवाली श्रांख बद करके सामान्य को 
देखने पर भी, देखनेवाली विशेष पर्याय तो रहेगी, परतु देखने- 
वाली पर्याय का विषय विशेष नही, सामान्य रहेगा । 


यहाँ कहते है कि विशेष को देखनेवालो पर्यायाथिक श्राँख 
बन्द कर दे । दूसरे को देखना बन्द कर दे - यह बात तो एक 
तरफ रही, क्योकि परपदार्थों को देखनेवाली दृष्टि, पर्याया- 
थिक या द्रव्याथिक नही कहलाती । मात्र अपने मे दो प्रकार 
है, सामान्यपता भ्रर्थात्‌ कायम रहना और विशेषपना भ्रर्थात्‌ 
बदलना । इन दोनो को देखनेवाली दो आँखे है। अ्रब कहते है 
कि विशेष को देखनेवाली आँख को बिलकुल बन्द करके खुली 
हुई द्रव्याथिक आँख से देख । भाई ! भारी गजब बात है, यह 
बहुत ऊंची बात है, थोडे शब्दों मे बहुत भरा है। 

यहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, घन आदि पर द्रव्यो को देखना 
बन्द कर दे - ऐसा नहीं कहा, क्योकि जो स्वरूप मे ही नही है, 
उसकी बात क्यो करे ? प्रभु ! तेरे स्वरूप मे सामान्य और 
विशेष - दो पहलू है, अब इनमे से विशेष को देखनेवाली आ्रांख 
सर्वथा बन्द कर दे और खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु से देख । देखो, 
विशेष को देंखनेवाली भ्रांख कथड्चित्‌ बन्द कर दे और 
कथड्चित्‌ खुली रख भथबा उसे गौण कर दे- ऐसा नही 


१६० |] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


कहा | पर्याय को देखना बन्द कर दिया श्र्थात्‌ द्रव्य को 
देखनेवाला ज्ञान प्रगठ हो गया। द्रव्याथिक चक्षु से द्रव्य को 
देखनेवाला ज्ञान भी है तो पर्यायरूप, परन्तु उसका विषय द्रव्य 
है । अ्रहो ! यह तो तत्काल सम्यर्द्शन प्रगट होने की बात है । 
कितनी गभोर टीका है| भरतक्षेत्र मे ऐसी बात भन्यत्र कहाँ 
है ? सच्तो ने त्रिलोकीनाथ परमात्मा को दिव्यध्वनि मे से अ्रमृत 
बरसाया है । जगत का महाभाग्य है कि ऐसी वाणी रह गई । 
(अर्थात्‌ आज तक उपलब्ध है) भाई ! ऐसी वाणी सुनने का 
सोभाग्य मिला और तुर्क फ्रसत नही है ? भगवान ! तुझे कहाँ 
जाता है, कहाँ रहना है ” इसका विचार तो कर । 

पहले कहा कि सर्व वस्तु सामान्‍्य-विशेषात्मक है । अरब 
कहते है कि तुझे अपनी वस्तु को देखता हो तो पर्यायाथिक 
चक्षु को स्वेधा बन्द करके, खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु से देख । 
पर्यायाथिक आँख बन्द करके, पर को देख - ऐसा नही कहा । 
यहाँ तो ग्रमृतस्वरूप भगवान आत्मा को देखने की बात है । 
सनन्‍्तो ने तो श्रमृत बरसाया है, परच्तु अरे ! जगत को उसकी 
दरकार कहां है ? 

भगवान ! तुझ में सामान्य और विशेष - ऐसे दो प्रकार 
है । यहाँ बात तो सभी द्रव्यो की करना है, परन्तु जीव में 
घटित करके समझाया गया है । 

श्रमृतचन्द्राचार्यदेव की टीका में स्पष्ट नहीं कहा, परल्तु 
जयसेनाचाय की टीका मे स्पष्ट कहा है कि सर्व्रव्येष यथासंभव 
ज्ञातव्यमित्यर्थ - ये जयसेनाचार्यक्रत टीका के श्रन्तिम शब्द 
है | भाई | यह तो धेयेवान पुरुष का काम हैं। समयसार 
कलशटीका में कहा है कि निभुत श्रर्थात्‌ स्वरूप में एकाग्र होनें 
वाले निश्चिन्त पुरुषों द्वारा इस वस्तु का विचार किया जाता है । 

पहले 'पर्यायाथिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके - ऐसा 


प्रवचनसार गाथा ११४ | [ १६१ 


कहकर जोर दिया और अब उससे भी भ्रधिक जोर देने के लिए 
कहते है - जब मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु के द्वारा देखा 
जात है “'ग्र्थात्‌ ज्ञान को इसप्रकार खोलकर देंख कि द्रव्य 
दिखाई दे । "मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा'- ऐसा कहा 
है न ? अर्थात्‌ द्रव्य को देखने वाले प्रगट ज्ञान द्वारा देख | जब 
पर्याय को बन्द कर दिया, तब स्वद्रव्य को देखनेवाला ज्ञान 
प्रगठ हुआ । जो नय द्रव्य को देखता है, वह प्रगट हुआश्ना । 

जब पर्यायाथिक चल्षु को सर्वथा बन्द करके मात्र खुली 
हुई द्रव्याथिक चक्षु के हारा देखा जाता है, तब नारकपना, 
तियेंचपना, सनृष्यपत्रा, देवपना ओर सिद्धपना - पर्यायस्वरूप 
विशषों में रहनेवाले एक जीवसामान्य को देखनेवाले प्रोर 
विशेषों को न देखनेवले जोबों को “बह सब जीवद्रव्य है | - 
ऐसा भासित होता है । 

देखो | देखनेवाली स्वय पर्याय है, परन्तु वह पर्याय को 
देखना बन्द करके द्रव्य को देखनेवाले प्रगठज्ञान के द्वारा द्वव्य- 
सामान्य को देखती है। श्रह्महा ! क्या प्रमत भर दिया है। 
अज्ञानी ऐसे ही (भाव समझे बिना) पढ जाता है और मान 
लेता है कि हमने स्वाध्याय किया। परन्तु भाई | यह प्रवचन- 
सार अर्थात्‌ दिव्यध्वनि का सार है, अत्यन्त गहन चीज है। 
एक भाई समयसार के सम्बन्ध मे कहते ये कि महाराज (श्री 
कानजी स्वामी ) समयसार का बहुत बखान करते है, परन्तु मैंने 
तो उसे पन्द्रह दिनो में ही पढह लिया । अरे भाई ! समयसार 
बहुत गहन चीज है, यह तो केवली के पेट की बात है प्रभ ! 
मात्र ऐसे ही पढ से उसका हक नही समभा जा सकता। 

प्रश्त - श्लरीमद्‌ राजचन्द्र प्‌ उनमें 
सम्यग्दशन की व्गाव्या की है, तो हज ह का हा बैन 
चाहिए न 


4 [ श्रध्यात्म रत्नत्रय 


उत्तर - भाई ! यहाँ तो कहते है कि इन छह पदो के 
भेद को देखनेवाली आँख को सर्वेधा बन्द कर और द्रव्य को 
देखने वाले प्रगट ज्ञानरूप द्रव्याथिकनय से देख । यह तो अमृत 
का घर है, यह तत्व मुश्किल से बाहर आया है, इसलिए ्से 
धीरज से सावधान होकर सुनना, समभना, ऐसा समय फिर 
कब आएगा ? 

ग्रहाहा ! कितने गम्भीर भाव भरे हैं। सामान्य 
विशेषात्मक वस्तुस्वरूप को देखने वालो की श्रनुक्रम से सामान्य 
ग्रौर विशेष को जाननेवाली दो श्राँखे हैं श्रर्थात्‌ देखनेवाला 
आत्मा अपने सामान्य और विशेष को देखता है, परन्तु पर को 
नही देखता । अपनी विशेष पर्याय में पर-पदार्थ ज्ञात होते है, 
परन्तु वास्तव मे तो अपनी पर्याय ही ज्ञात होती है। सामान्य 
झ्ौर विशेष को देखनेवाले दो चक्षुु कहे हैं, परन्तु पर की बात 
नही की । 

वस्तुस्वरूप को देखनेवालो की अनुक्रम से सामात्य श्रौर 
विशेष को जाननेवाली दो चक्षु है, यहाँ अनुक्रमः शब्द का 
प्रयोग किया है। पहले सामान्य को जानना, फिर विशेष को 
जानता, क्योंकि सामान्य का यथार्थ ज्ञान होने पर ही विशेष 
का यथार्थ ज्ञान होता है। यहाँ पर को जानने की बात नहीं 
की, क्योकि आत्मा पर को जानता ही नही है। वास्तव में वह 
अपनी पर्याय में पर्याय को ही जानता है। कितनी सूक्ष्म बात 
है | पर को जानता है - ऐसा कहना भ्रसद्भूतव्यवहारनय है । 
वास्तव में तो त्रिकाली सामान्य आत्मा का विशेष, विशेष मे 
विशेष को ही जानता है, पर को नही । यहाँ विशेष द्वारा पहले 
सामान्य को और फिर विशेष को जानने के लिए कहा है, 
क्योकि सामान्य को जानने पर जो ज्ञान होता है, वह श्रपने 
विशेष को भी यथार्थ जानता है। 


प्रवचनसार गाथा ११४ ] [ १६३ 


सामान्य और विशेष को जाननेवाली दो चक्षु कही है, 
पर को जाननेवाली तीसरी चक्षु नही कही । अपने विशेष में 
पर-पदार्थ जान लिए जात्ते है, परन्तु वास्तव मे तो अपनी पर्याय 
ही जानी जाती है। भ्रहो ! कितनो गम्भीर टीका है। अनुक्रम 
शब्द का प्रयोग किया है श्रर्थात्‌ पहले सामान्य को देखना, 
फिर विशेष को देखना । 

“उससे पर्यायाथिक चक्ष को सर्वेशा बन्द करके" 
देखो | पयार्याथिक चक्ष्‌ को सर्वथा बन्द करने की प्रेरणा दी है 
क्योकि अपनी पर्याय मे जो विशेषता ज्ञात होती है, वह श्रपनी 
पर्याय ही ज्ञात होती है, पर नही; इसलिए 'पर को जाननेवाली 
चक्ष बन्द करके - ऐसा नही कहा, परच्तु अपनी पर्याय को 
जाननेवाली पर्यापाथिक चक्षु सर्वेथा बन्द करके - ऐसा कहा है। 
अहाहा ! कितनी गम्भीर वस्तु है। प्रवचनसार, समयसार और 
नियमसार की एक-एक गाथा श्रति गम्भीर और श्रलौकिक है। 

यहाँ कहते है कि भगवान ! तू पर को जानता ही नही 
है। केवली भगवान लोकालोक को जातते है - ऐसा कहना 
असदभूत व्यवहारतय है। भाई ! आत्मा और पर का सम्बन्ध 
ही क्‍या है ? स्व ओर पर के बीच श्रत्यन्ताभाव की प्रभेद्य 
दीवार है। स्बद्रव्य की पर्याय और परद्रव्य की पर्याय के बीन 
भी भत्यन्ताभाव की अभेद्य दीवार है। भ्रपनी एकसमय की 
पर्याय में पर का प्रवेश ही कहाँ है ? टीका में भी कहा है कि 
आत्मा अपने विशेष को जानता है। सामान्य को जानता है - 
पहले ऐसा कहकर फिर विशेष को जानता है - ऐसा कहा है। 
पर को जानता है - यह बात ही नही की । 

पर्यायाथिक चक्षु को स्वेथा बन्द करके श्रर्थात अपनी 
पर्याय का लक्ष्य छोड़कर मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्ष द्वारा 
अवलोकन कर। जब पर्याय को देखनेवाली पर्यायाथिक दृष्टि 


१६४ ] [ आध्यात्म रत्नत्रय 


बन्द को तो भ्रब कुछ देखनेवाली दृष्टि रही या नही ? हाँ, 
द्रव्य को देखनेवाली दृष्टि रही, इसलिए कहा कि मात्र खुली 
हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा देख। यह द्रव्याथिकनय प्रगटरूप 
(खुला हुआ) ज्ञान है। यद्यपि है तो वह भी पर्याय, तथापि वह 
पर्याय, पर्याय को न देखकर द्रव्य को देखती है। पर्याय को 
जाननेवाली चक्षु सर्वथा बन्द की है, परन्तु ज्ञान सवेथा बन्द 
नही हुआ, वह तो उधडा हुश्ना है और द्रव्य को जानता है । 
देखो, कसी अद्भुत बाते हैं। भाई | यह तो तीन लोक के नाथ 
की दिव्यवाणी है । 

भगवान्‌ | तू सामान्य-विशेषस्वरूप है। तेरे विशेष मे 
पर को जानता है ही नही, क्योकि उसमें अपनी पर्याय ही ज्ञात 
होती है। अश्रब कहते हैं कि यह जो पर्याय ज्ञात होतो है, उसे 
जाननेवाली पर्यायाथिक चक्षु सर्वथा बन्द करने पर, देखनेवाला 
श्रन्य कोई ज्ञानचक्षु रहा कि नही ? तो कहते है कि द्रव्य को 
देखनेवाला ज्ञानचक्षु प्रगभ उघाडरूप है। कहा है न कि मात्र 
खुली हुई द्वव्याथिक चक्षु द्वारा देख ! पर्याय को देखनेवाली 
आँख सवेथा बन्द की है, परन्तु द्रव्यसामान्य को देखनेवाला 
ज्ञान तो खुला ही है | जब पर्याय को देखना सर्वथा बन्द किया, 
तभी द्रव्य को देखनेवाला ज्ञान प्रगठ हो गया, क्योकि स्वय 
जाननहारा है । जाननेवाले की पर्याय मे अंधेरा हो जाए श्रर्थात्‌ 
जानना ही बद हो जाए - ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता । 

अहाहा ! पर्याय को देखनेवाली आ्रांख सर्वथा बन्द कर 
दे - ऐसा कहकर आप क्‍या कहना चाहते हैं ” ऐसा प्रश्न 
होने पर कहते हैं- तुझे शुद्ध त्रिकाली प्रात्मद्रव्य को देखना है 
न ? तो उसका ज्ञान पययि मे होता है, इसलिए कहते हैं कि 
मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा देख । तात्पर्य यह है कि 
पर्याय को देखनेवाले ज्ञान की पर्याय सर्वंथा बन्द हो जाने पर 


प्रवचंसार गाथा ११४ ।| [ १६५ 


जो मात्र द्रव्य को जानती है - ऐसी ग्रन्तर के ज्ञान की पर्याय 
प्रगट हो जाती है, उसके द्वारा द्रव्य को देख । लोगो को ऐसी 
बात सुनने को ही नहीं मिली, इसलिये वे एकान्त है - ऐसा 
कहते है; परन्तु बापू ! यह मिथ्या एकान्त नही सम्यक्‌-एकान्त 
है। भाई ! यह तेरे घर की बात है । 
सन्त कहते है कि भ्रात्मा को नारकपना, तियेज्चपना, 
मनुष्यपना, देवषपना और सिद्धपता - इस पाँच पर्यायस्वरूपः 
देखनेवाली पर्याय की आँख बन्द कर दे । गजब बात है भाई ! 
सिद्धपर्याय को देखनेवाली श्रॉख बन्द कर दे । स्वय को वर्तमान 
में सिद्धपर्याय नही है, परन्तु श्रद्धा मे है कि मेरी सिद्धपर्याय 
प्रगट होगी, इसलिये कहते है कि सिद्धपर्याय को देखनेवाली 
आ्रांख भी बन्द कर दे । 
समयसार मे वन्दित्त सब्वसिद्धा कहकर ज्ञानपर्याय में 
सर्व सिद्धों की स्थापना की है और यहाँ कहते है कि सर्व सिद्धो 
को जाननेवाली जो पर्याय है, उसे देखनेवाली पर्यायाथिक चक्षु 
बन्द कर दे ओर मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा देख । 
अहो | यह तो सन्‍्तों के हृदय की अ्रथाह गहराई है। क्‍या 
कहे ” जितना गहनभाव ज्ञान में भासित होता है, उतना भाषा 
में नही आ सकता । यदि कोई ऐसा अभिमान करे कि हमने 
पढा है, हमे झ्राता है, तो उसका गे उतर जाए - ऐसी बात है । 
भाई अपनी पर्याय को देखनेवाली आँख बन्द कर दे, 
फिर भी देखना तो चालू रहेगा । जहाँ पर्याय को देखना सर्वथा 
बन्द किया, वहाँ तुरच्त ही द्रव्य को देखनेवाला ज्ञान प्रगट हुआ । 
यह ज्ञान अपने पुरुषार्थ से प्रगट हुआ है । जब खुली हुई द्रब्या- 
थिक चक्ष्‌ द्वारा देखा जाता है; तब नारकपना, तियेञ्चपना, 
मनुष्यपना, देवपनता और सिद्धपना - इन पर्यायस्वरूप विशेषों 
में रहनेवाले एक जीवसामान्य को ही देखा जाता है। पयाये 


१६६ ] [ श्रध्यात्म र॑त्नत्रैय 


पाँच है और उन पाँचो पयायों मे एक जीव सामान्य रहा हुआ 
है । पर्याय मे दूसरी कोई चीज नही है, इसलिए देव-शास्त्र-गुरु 
और सिद्धो को भी निकाल दिया, मात्र सिद्धपतां आदि पर्यायों 
मे रहने वाले जीवसामान्य की बात की । 

वहाँ देखने-जाननेवाली पर्याय रही कि नही ? हां, 
रही । जीवसामान्य को देखनेवाला द्रव्याथिकनय तो पर्याय ही 
है, परन्तु वह पर्याय को नही देखता, द्रव्यसामान्य को देखता 
है। भाई ! ऐसा वस्तु स्वरूप कभी सुना नहीं, इसलिए तया 
लगता है, परन्तु यह तो भगवान त्रिलोकनाथ की आत्मस्पर्शी 
वाणी है । 

प्रश्न - 'एक जीवसामान्य को देखनेवाले' - ऐसा कहा 
है । यह सामान्य क्‍या है ? 

उत्तर - सामान्य श्रर्थात्‌ बदले बिना कायम रहनेवाला 
अ्रखण्ड एकरूप त्रिकाली आत्मद्रव्य | श्रस्ति रूप से कायम रहने 
वाला, एकरूप त्रिकाली आत्मद्रव्य ही सामान्य है। भाई ! सारे 
दिन व्यापार-धन्धे मे फंसे रहने से तुझे यह बात सूक्ष्म लगती 
है, परन्तु यह बात समभने के लिए विशेष समय निकालना 
चाहिए, यह तो तेरे हित की बात है । 

परपदार्थों को देखना तो दूर रहो, विषयो को और 
देव-शास्त्र-गुरु आदि को देखना तो दूर रहो, सिद्धपर्याय को 
देखनेवाली श्रांख भी बन्द करके, खुली हुई द्वव्याथिक चक्षु द्वारा 
जब देखा जाता है, तब नारकपना आदि पर्यायों मे रहने वाले 
एक जीवसामान्य को देखनेवाले भर विश्येषो को नही देखने वाले 
जीवो को 'वह सब जीवद्रव्य है - ऐसा भासित होता है । 
ग्रहाहा |! वह सब जीवद्रव्यहै - ऐसा भासित होता है बी 
पर्याय-विशेष या भेद भासित नही होते, परच्तु उन विशेषों में 
रहने वाला शअनन्त-अनन्त पूर्णशक्तियो का सागर, श्रखण्ड, 


संमयसार गाथा ३२० ] [ १६७ 


एकरूप, भगवान आ्रात्मा भासित होता है। यह भाषा साधारण 
लगती है, परन्तु इसमे भरे हुए भाव बहुत गम्भीर और गहरे 
है| प्रवचनसार, नियमसार व समयसार की तो बात ही क्या 
करना ? भरतक्षेत्र मे यह बात अन्यत्र कही नही है। भाई ! 
जो इसप्रकार पुरुषार्थ करे, उसे वस्तु प्राप्त हुए बिना नही 
रहती । 'सब जीवद्रव्य है' - ऐसा भासित होता है श्र्थात्‌ ज्ञात 
होता है । 

पर्याय को देखनेवाली दृष्टि को सर्वथा बन्द करने पर 
नारकपना आदि पाँचो पर्यायों मे रहनेवाला जीवसामान्य ही 
दिखाई देता है । पर-द्रव्य मे या उसकी पर्यायों मे तो व्यवहार से 
भी जीवद्रव्य नहीं रहता, परन्तु वह अ्रपनी नारकादि पाँचों 
पर्यायों मे रहता है । ऐसे जीवसामान्य को देखनेवालों को 'वह 
सब जीवद्रव्य है! - ऐसा भासित होता है श्रर्थात्‌ उक्त प्रकार से 
देखने पर जीवद्रव्य ही भासित होता है। 

प्रश्न - इस निकृष्ठ पचमकाल में भी जीवद्रव्य भासित 
होता है क्या ? 

उत्तर - प्रभु | झ्रात्मा को कोई काल बाधक नही होता। 
अरे ! जहाँ उसे पर्यायाथिक नय भी लागू नही पड़ता, फिर 
काल की बात कहा रही ? यद्यपि आगे पर्यायाथिक नय से देखने 
की वात करेगे, परन्तु यहाँ पहले द्रव्याथिक नय से देखने की 
बात की है । 


प्रश्त - द्रव्याथिक नय से द्रव्य को देखने के पश्चात्‌ ही 
पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है न ? 

उत्तर - पर्याय का ज्ञान कब सच्चा होगा ? यह वात 
यहाँ नही है । यहाँ तो पर्याय की आँख बन्द करके द्रव्य को 
देखने की वान है। 'जीवद्रव्य पाँचो पर्यायों मे रहनेवाला अखड 
एकरूप तत्त्व है- इसप्रकार देखनेवाला ज्ञान सच्चा है । यहाँ 


१ दल [ अध्यात्म रत्नत्रेय 


सब जीवद्रव्य है - ऐसा भासित होता है - इस बात पर वजन 
है । पर्यायाथिक नय से पर्याय भासित होती है - ऐसा भी कहेगे, 
परन्तु ऐसा तो पर्याय का ज्ञान कराने के लिए कहेगे । यहाँ तो 
द्रव्याथिक नय से देखने की बात से प्रारम्भ किया है । 

प्रभू! तू अपनी पाँचो पर्यायो मे रहता है, फिर भी 
पर्याय को देखनेवाली भ्रांख बन्द करके तू जो वस्तु है, उसका 
खुले हुए द्रव्याथिक नय की चक्षु से श्रवलोकन कर | तब तुझे 
“वह सब जीवद्रव्य हैं- ऐसा भासित होगा, तब ही तुझे अनन्त- 
ग्रनन्‍्त शक्तियों का अभेद एकस्वरूप पूर्ण परमात्मा ज्ञात 
होगा। अज्ञानी जीव ऐसी बात शान्ति से - धेर्य॑ से पढते नहीं, 
विचारते नही और कहते है कि एकान्त है, परन्तु भाई | तु जेसा 
परिणाम करेगा, उसका बेसा ही फल तो होगा । असत्य का 
तो अश्रसत्य परिणाम ही आएगा । 

मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा पाँचों पर्यायस्वरूप 
विशेषो मे रहनेवाला जीवद्रव्य दिखाई देता है। देखा ! भले 
विशेष को देखनेवाली ग्रांख बन्द कर दी है, परन्तु जीव विशेष- 
रहित नही है, वह तो विशेषों मे रहनेवाला सामान्य है । गजब 
बात है भाई ! जीवद्रव्य परपदार्थों मे तो नहीं रहता, परन्तु 
अपनी पाँचों पर्यायो मे रहता है। इसप्रकार सन्धि करके 
श्राचार्यदेव कहते है कि पर्यायस्वरूप विशेषो मे रहनेवाले एक 
जीवसामान्य को देखनेवाले तथा विशेषपो को नही देखनेवाले 
जीवों को 'वह सब जीवद्रव्य है'- ऐसा भासित होता है । 

देख नेवाली स्वय तो पर्याय है, परन्तु द्रव्य को देखती है। 
समयसार गाथा ३२० की जयसेताचार्य की टीका में श्राता है 
“सकल निरावरण, अ्रखण्ड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अवि- 
नएवर, शुद्ध-पारिणामिक, परमभावलक्षस, निज-परमात्मद्रव्य 
ही मैं हूँ - ऐसा पर्याय जानती है, क्योकि जानने का कार्य द्रव्य 


प्रवर्चनसार गाथा ११४ ] [ १६६ 


में नहीं, पर्याय में होता है, इसलिए पर्याय ऐसा जानती है कि 
मैं निज-परमात्मद्रव्य हूँ । भले ही विशेषों में रहता हूँ, परन्तु में 
यह हुँ - ऐसा पर्याय जानती है । ३२० गाथा के समान यहाँ भी 
यही बात कही है कि जीवसामान्य को देखनेवाले और विशेषो 
को नही देखनेवाले जीवो को 'वह सब जीवद्रव्य है! ऐसा 
भासित होता है। 

पर्यायाथिक नय तो बन्द हो गया है, अत खुली हुई 
द्रव्याथिक नयरूप ज्ञानपर्याय, पर्यायविशेषों में रहनेवाले एक 
जीवसामान्य को देखती है। अहाहा ! दो-तीन पक्तियो मे कितना 
सार भर दिया है। अहो ! केवली भगवान के आ्राढठतिया दिग- 
म्बर सन्‍तो की वाणी में श्रगावध गहराई है | भगवान का तो 
विरह हो गया, परन्तु यह वाणी रह गई (पअर्थात्‌ श्राज तक 
उपलब्ध है), इस वाणी ने भगवान का विरह भुला दिया है। 
पर्यायनय के बन्द हो जाने पर अन्दर विराजमान एकरूप तत्त्व 
को जाननेवाला ज्ञान खुल जाता है। जब पर्याय पर दृष्टि 
थी, तब द्रव्य को जाननेवाला ज्ञान अस्त था। अब पर्याय को 
देखना सर्वथा बन्द किया तो अचन्तस्तत्त्व को देखनेवाला ज्ञान 
खुल गया । उस खुले हुए ज्ञान द्वारा विशेषो में रहनेवाले जीव- 
सामान्य को देखनवाले और विशेषो को नही देखनेवाले जीवो को 
“वह सब जीवद्रव्य है- ऐसा भासित होता है। भरे प्रभु | यह 
तो भागवत्‌ कथा है, इसकी ग्रगाधता के सामने क्षयोपशमज्ञान 
का क्या अभिमान करना ? अरे | जब सन्त इसकी व्याख्या 
करते होगे, तब उसका पार भी नहीं मिलता होगा। भाई ! 
भगवान ने जितना अपने ज्ञान मे देखा, उसका अनन्तवाँ भाग 
दिव्यध्वनि में कहा गया और उतना भी भझेला नही जा सका । 

कहा है न - 

सुख श्रोकार धुनि सुनि, श्रर्थ गणधर विचारे। 
रचि श्रागस उपदिशे, भविक जीव संशय निवारे ॥ 


१७० | | श्रध्यात्म रत्न्रय 


अ्रहाहा ! यह बात दिव्यध्वनि के अनुसार आ्रागम में 
आई हुई है, और जो उसे जानता है, उसे सशय नही रहता । 
द्रव्य को जाननेवाले खुले हुए ज्ञान द्वारा जब विश्ेषों मे रहने 
वाले शुद्ध सामान्यजीव को जाना; तब संशय नही रहता, 
मिथ्यात्व का अश भी नही रहता । 

एक जीवसामान्य को देखनेवाले श्रौर विशेषों को नहीं 
देखने वाले जीवों को - इस वाक्याश में 'जीवो' कहकर बहु- 
वचन का प्रयोग किया है 'जीव को' - ऐसा एकवचन प्रयोग 
नही किया श्रर्थात्‌ वर्तमान पचमकाल मे पर्यायचक्षु को बन्द 
करके खुले हुए द्रव्याथिक चक्षु देखनेवाले अनेक जीव सभावित 
है। पचमकाल के सन्त पचमकाल के श्रोताओ्रो से यह बात 
कहते हैं भ्र्थात्‌ पचमकाल में भी अनेक जीव अपने शुद्ध त्रिकाली 
द्रव्य को देखेंगे । आचार्य अपने श्रोताग्रो से यह नही कहते कि 
तुम से यह काम नहीं होगा;इसलिये मेरी समझ में नही श्राता - 
यह बात छोड दे। प्रभु! जहाँ पर्याय को भी देखना बन्द 
करना है, वहाँ 'में यह नही जान सकता - यह प्रश्न ही नही 
उठता । पर्याय को देखनेवाला ज्ञान स्वेथा बन्द करके जब 
द्रव्य को देखनेवाले खुले हुए ज्ञान द्वारा देखेगा,तभो तुझे सम्पूर्ण 
भगवान दिखेगा, अपने भगवान से तेरी भेट होगी। तेरा 
भगवान गुप्त नही रहेगा । 

अहाहा ! एक जीवसामान्य को देखनेवाले और विशेषों 
को नही देखनेवाले जीवो को - इसप्रकार बह॒वचन प्रयोग करके 
पचमकाल के सत पचकाल के अपने श्रोताग्रो से कहते है कि 
भगवान्‌ | तू विश्वास कर ! तुम में अनन्त सामर्थ्य है तू 
अनत वीये से भरा हुआ भगवान है ! अतीन्द्रिय सुखामृत का 
सागर है ! तू स्त्री, पुरुष या नपु सक नही है, श्रत शरीर को 
मत देख आकृति को मत देख * पर को मत देख अरे, तुभे 


प्रवचमंसार गाथा ११४ । [ १७१ 


बाहर कहाँ देखना है ? ये सब तेरी जिस पर्याय मे ज्ञात हो रहे 
हैं, उस पर्याय को भी देखनेवाली अपनी पर्यायचक्षु को बन्द कर 
दे और खुले हुए ज्ञान द्वारा द्रव्य को देख - इससे तुझे अनंत 
सुख का समुद्र भगवान आत्मा मिलेगा, तू निहाल हो जाएगा । 
श्रहाहा | अदभुत वात है। 

शअ्रनेक जीवो को, द्रव्य को देखनेवाली खुली हुई आ्रॉख 
से 'यह सव जीवद्रव्य है! - ऐसा भासित होता है। पर्याय को 
देखनेवाली आँख को पूरी बन्द करके जीव द्रव्य को देखनेवाली 
दूसरी खुली हुई आ्राख से जाता है तब सब जीव द्रव्य है ऐसा 
भासित होता है; अ्रतीन्द्रिय सुख का सागर, निमेलानन्द प्रभु, 
श्रात्मा ज्ञात होता है प्र्यात्‌ आत्मद्रव्य इन्द्रियगरम्य नहीं, 
विकल्पगुम्य नही तथा पर्यायाथिक नय द्वारा भी गम्थ नही; 
मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षु द्वारा ज्ञात होने योग्य तत्त्व है । 

पहले पर्यायदृष्टि के समय द्रव्य को देखनेवाला ज्ञान 
वद था। अवस्थाओं को ही देखनेवाली अपनी दृष्टि अपने 
स्वभाव को नहीं देखती थी। इसलिये कहा कि पर्याय को 
देखनेवाली आँख सर्वेधा बन्द कर दे। पर्याये अपने-अपने क्रम 
में स्वकाल में होंगी ही, परच्तु उन तारकादि पर्यायों को देखने 
वाली आँख सर्वेधा बन्द कर दे। इसका मतलब यह नही कि 
देखना ही सर्वथा बन्द हो गया । पर्याय को देखना बन्द किया 
तो तुरन्त ही द्रव्य को देखनेवाले द्रव्याथिक नय का ज्ञान खल 
जाता है ओर उसमें पूर्णानन्‍्द का नाथ चित्चमत्कार प्रभु आत्मा 
ज्ञात होता है। दिगम्बर घर्मं के सिवाय अन्यत्र ऐसी बात कहाँ 
है ? और सव जगह तो वाह्म क्रियाकाण्ड की बाते है; परन्तु 
भगवान्‌ ! जिससे भव का ग्रन्त न हो, उससे क्या लाभ ? 
वापू ! जिसप्रकार आत्मदृष्टि बिचा ८४ लाख योनियों के 
अवतार में नरकादि के जो दु.ख तूने भोगे हैं, उनका वर्णन तू 


(७२ ] [ अध्यात्म रंत्मेत्रय 


नहीं सुन॒ सकता; उसीप्रकार अपने को देखने से जो प्रानन्द 
आता है, उसकी भी बात क्या करता ? उसका वर्णन भी नहीं 
किया जा सकता । 

अरहाहा | जब मात्र खुले हुए द्रव्याथिक चक्षु द्वारा 
देखने पर सब द्रव्य है - ऐसा भासित होता है अर्थात्‌ त्रिकाली 
एकरूप द्रव्य ज्ञात होता है, तब पर्याय को जाननेवाला यथार्थ 
ज्ञान प्रगट होता है। ऐसा नही कहा कि पहले द्रव्याथिक नय 
को बन्द करके पर्याय को देख, परल्तु पर्यायाथिक नय की चक्षु 
सर्वथा वन्द करके द्रव्याथिक चक्षु द्वारा देख - ऐसा कहा है; 
क्योकि द्रव्य का यथार्थ स्वरूप भासित होने पर ही पर्याय 
यथार्थरूप से भासित होती है । 

अब कहते हैं कि जब द्रव्याथिक चक्षु को स्वंथा बन्द 
करके मात्र खुली हुई पर्यायाथिक चक्षु फे द्वारा देखा जाता है; 
तब जीवद्रव्य मे रहनेवाले नारकपना, तियंजचपना, सनुष्यपना, 
देवपना और सिद्धपना पर्याणस्वरूप श्रभेक विशेषों को देखनेवाले 
ग्रौर सामान्य को न देखनेवाले जीवों को (वह जीवद्र॒व्य) श्रन्य- 
श्रन्य भासित होता है । 

देखो | द्रव्य का ज्ञान तो हुआ है । यह सब सामात्य 
है, द्रव्य है, वस्तु है - ऐसा ज्ञान होने पर उस तरफ देखनाबन्द 
करके अर्थात्‌ उस तरफ का लक्ष्य छोडकर - ऐसा क्यो कहा ? 
क्योकि पर्याय भी अ्रपनी है न ? पर्याय द्रव्य मे - अपने मे है, 
प्रत उसे देखने के लिए द्रव्याथिक नय की चक्षु बन्द करने के 
लिये कहते है । 

बहुत सूक्ष्म बात है भाई | केवलज्ञान को पाने की 
तेंयारीवाले दिगम्बर सन्‍्तो की वाणी बहुत गम्भीर है इतनी 
सत्य बात अन्यत्र कहाँ है ” कठिन पड़े, परन्तु क्या करे ? वस्तु 


स्वरूप ही ऐसा है । 


प्रवचनसार गाथा ११४ ] [ १७३ 


अहाहा | सत मुनिवर कहते हैं- द्रव्याथिक चक्षु को 
सर्वेथा बन्द कर । पहले पर्यायाथिक चक्षु को सर्वेथा बन्द करके 
द्रव्याथिक चक्षु द्वारा द्रव्य को देखने की बात कही थी जिससे 
द्रव्य प्रगट भासित हुआ, श्रौर अब पर्याय का ज्ञान कराने के लिए 
द्रव्याथिक चक्षु को सवेथा बन्द करके पर्यायाथिक चक्षु से देखने 
की बात कहते है । पर्याय भी द्रव्य की है, द्रव्य मे है, जीवद्रव्य 
पर्याय में रहा हुआ है, पर्याय मे वर्त्त रहा है; इसलिए यहाँ. 
पर्याय का ज्ञान कराना है। पर को जानने की तो यहाँ बात ही 
नही है, क्योकि पर-द्रव्य का तो स्वद्रव्य से कोई सम्बन्ध ही 
नही है। अरे | जिस पर्याय मे परपदार्थ ज्ञात होते है, वह 
पर्याय भी स्वद्रव्य की है; उस पर्याय का परद्रव्य के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है। वज्यवृषभनाराच सहनन के कारण 
भगवान को केवलज्ञान हुआ -ऐसा नही है | अरे ! उन्हें 
चार ज्ञान और मोक्ष का मार्ग था, इसलिए केवल ज्ञान हुम्ना 
है, परमार्थ से ऐसा भी नही है । 


यहाँ कहते है कि खुली हुई पर्यायारथिक चक्षु द्वारा 
पर्याय को देख | यहाँ जाननेवाली पर्याय खुली हुई है। जेसे 
द्रव्य को देखनेवाला ज्ञान है, वेसे पर्याय को देखनेवाला ज्ञान 
भी है। जब द्रव्य को देखनेवाली द्रव्याथिक चक्षु बन्द हुई, तब' 
पर्याय को देखनेवाली पर्यायाथिक चक्षु खुली है। इसलिये कहा 
है कि द्रव्याथिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके अर्थात्‌ द्रव्य की 
तरफ का लक्ष्य छोडकर मात्र खुले हुए पर्यायाथिक चक्षु द्वारा 
देख । नारकादि पाँचो पर्याये जीवदब्य मे रही है, परपदार्थों मे 
नही; अत' यहाँ “जीवद्रव्य मे रहनेवाले चारकपना' - ऐसा शब्द 
है, अर्थात्‌ पर्याये स्वद्रव्य मे रहनेवाली है, परद्रव्य के साथ 
उनका कोई सम्बन्ध नही है। देखो ! ऐसा वस्तुस्वरूप है । 


(७४ ) [ श्रष्यात्म रत्लश्रय 


अ्रपरिचित व्यक्ति या क्रियाकाण्ड केश्राग्रहवाले को ऐसा लगे कि 
यह क्या कह रहे है ?परन्तु भाई । यह तेरे घर की बातकह रहे 
हैं। तेरा घर कंसा है ” कितना महान है ” यह कभी तूने सुना 
नही, जाना नही । 

ट्रव्याथिक नय के घक्षु को सर्वेथा बन्द करके अर्थात्‌ 
उसका ज्ञान (खुला हुआ ) तो है परन्तु उस तरफ लक्ष्य नही 
है, उघडी हुई पर्याय की ओर लक्ष्य है। यहाँ उधडी हुई 
पर्यायाथिक चक्षु द्वारा जीव की अ्रवस्थाओ को देखने की बात है । 

यहाँ कहते है कि “द्रव्याथिक चक्षु को सवंधा बद करके 
मात्र खुली हुई पर्यायाथिक चक्षु द्वारा देखा जाए तो' '' 
श्रहाहा | इसे भ्रपने सामान्य और विशेष को ही देखना है,बाहर 
कही नही देखना है । भगवान्‌ ! तेरे द्रव्य श्रौर पर्याय सिवाय 
शरीर, कर्म, कपाय इत्यादि वाहर का करना ([श्रर्थात्‌ पर का 
करना) तो भ्रशक्य है, अरे | इन्हे देखना भी नही है । पर्याया- 
थिंक चक्षु से तू जो देख रहा है, वह तेरी पर्याय है । 

जिसप्रकार यह वाह्य श्रौदारिक शरीर है, उसीप्रकार 
परमपारिणामिक स्वभावभावरूप चेतन्यभगवान, चेतन्यशरीर 
अर्थात्‌ चेतन्य विग्रह है । शास्त्र मे 'विग्नह' शब्द श्राता है । विग्रह 
श्र्थात्‌ शरीर तीन तीन प्रकार के हैं- (१) जडदरीर 
(२) कषायशरीर और (३) चेतन्यशरीर | झौदारिक, तेजस, 
कार्माण, श्राहरक और वेक्रियक भ्रादि सब जडशरीर हैं । जीव 
की पर्याय में होनेवाले पुण्य-पापरूप विकारी परिणाम, 
नारकादि गतियों के उदयभाव आदि चेतन्य का विक्रेत शरीर 
श्र्थात्‌ कषाय-शरीर है,भौर शुद्ध तरिकाली ज्ञायकभाव निजशरीर 
है, निजवस्तु है | शुद्ध चेतन्‍्य शरीरी भगवान श्रात्मा की श्रपेक्षा 
कषाय शरीर भी पर विग्रह ही है । निज चेतन्‍्य शरीर को देखने 
के लिए एक बार तो पर्याय की अश्राख बन्द कर । 


प्रवचनसार गाथा ११४ | [ ₹७छ५ 


स्व को देखा है,जाना है; पर्याय में भी स्व-सामान्य वर्त्त 
रहा है, श्रत पर्याय को देखने के लिए स्व का - द्रव्य-सामान्य 
का लक्ष्य छोडकर पर्याय को देखनेवाली चक्षु द्वारा देखने 
के लिए कहते हैं । तेरी पर्याय के अस्तित्व मे ओऔदारिकादि 
शरीर का एक अ्रश भी नही है, तेरी पर्याय के अ्रस्तित्व मे तो 
चार गतियाँ तथा सिद्ध पर्याय है। 'जीवद्रग्य मे रहनेवाली' - 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है न ? तेरी पर्याय में नर-नारकादि 
पर्यायों का अस्तित्व है और उसे देखनेवाला ज्ञान प्रगट है। 
उन पर्यायों को देखनेवाली पर्यायाथिक चक्षु द्वारा जान ! लोगो 
को तो बाहर से घर्मं करना है, परन्तु भाई बाहर तेरा प्रस्तित्व 
ही नही है, फिर बाहर से धर्म कंसे होगा ? तुझे यह बात 
सुनने की भो फुरसत नही है तो निर्णय कहाँ से करेगा ? 


नारकादि गतियाँ पर्याय में है, अपनी त्रिकाली चीज 
में नही है। दया, दान, भक्ति श्रादि मदकषाय के परिणाम भी 
प्रपनी पर्याय मे है; परन्तु श्रपनी त्रिकाली वस्तु में नही है। जब 
निज परमात्मस्वरूप, त्रिकाली, चेंतन्‍्यमय, जीववस्तु का ज्ञान 
हुशा, तभी पर्याय को देखनेवाला ज्ञान भी खुल गया । वह ज्ञान 
शास्त्र पढने से खुला है - ऐसा नही है। जीवसामान्य -- त्रिकाल, 
ज्ञायकमूर्ति, प्रभु आत्मा को जानने पर पर्याय को देखनेवाला 
ज्ञान खुल गया है। भाई ! एकभवावतारी इन्द्र भी खरगोश के 
समान विनम्रता से बेठकर जिनकी वाणी सुनते है - ऐसे 
जिलोकीनाथ जिनेन्र परमेश्वर की यह वाणी है। इसकी 
गम्भीरता की बात क्‍या करे ? 


जब पर्याय को देखनेवाली आँख बन्द की, सर्वथा बन्द 
की; तथ तो द्रव्याथिक चक्ष्‌ द्वारा देखा गया, परन्तु अब खले 
हुए पर्यायाथिक ज्ञान से जीव में रहनेवाली पर्यायो को देख । 


१७६ ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


खुली हुईं पर्यायाथिक चक्षु द्वारा नारकादिपर्थायस्वरूप 
विशेषो को देखनेवाले श्रौर सामान्य को नहीं देखनेवाले (सामान्य 
की झ्लोर लक्ष्य नहीं करनेवाले) जीवों को वह जीवद्रव्य श्रन्य- 
श्रन्य भसासित होता है। 

जीवद्रव्य मे वे पयाये श्रन्‍्य-श्रन्य भासित होती है। 
देवपर्याय जुदी, सिद्धपर्याय जुदी - इसप्रकार अ्न्य-प्रन्य भासित 
होती हैं । 

द्रव्य उन-उन विशेषों के समय उन-उन विशेषों से 
तन्मय होने से भ्रनन्‍्य है - कण्डे, घास, पत्ते और काष्ठयय 
अ्रग्ति की भांति । 

उन-उन विश्ेषों श्रर्थात्‌ नारकपना, तियेज्चपना, 
मनुष्यपता, देवपना और सिद्धपना - इन पर्यायो मे उस-उस 
काल में जीवद्रव्य तन्‍मय है; परन्तु ओऔदारिक शरीर, स्त्री, 
परिवार, मकान, पेंसा श्रादि के साथ अ्रशमात्र भी तन्मय नही 
है; क्योकि ये सब जीव से पृथक बाह्य वस्तुएं है । 

कुछ लोग कहते है कि ऐसी बाते समभने के लिए तो 
बाबा (साधु) बनना पडेगा। परन्तु भाई | देह और रागादि 
से भिन्न होने के कारण आत्मा बाबा ही है। भाई ! तैरे 
त्रिकाली सामान्य स्वभाव मे चार गतियाँ तथा रागादि नहीं 
है; परन्तु यहाँ तो पर्याय का भ्रस्तित्व सिद्ध करना है, क्योकि 
पर्याय परपदार्थों के कारण नही है । 'जीवद्रव्य मे रहनेवाली - 
ऐसा कहा है, 'जीव की पर्याय मे रहनेवाली- ऐसा नही कहा, 
क्योकि जीवद्रव्य उन-उन पर्यायों से तन्‍्मय है। पर्यायदृष्टि से 
जीवद्रव्य स्वय पर्याय मे ही है श्ौर पर्यायाथिक नय से देखने पर 
वह श्रन्य-श्रन्य भासित होता है । जीवसामान्य की दृष्टि से देखने 
पर, वही का वही श्रर्थात्‌ अनन्य भासित होता है और पर्याय- 
दृष्टि से देखने पर अन्‍्य-अन्य भासित होता है । भाई ! यह 


प्रवचनसार गाथा ११४ | [ १७७ 


जन्म-मरण से रहित होने की बात है। जेसे - श्राकाश मे बिजली 
की चमक होने पर यदि तुझे धागे मे मोती पिरोना हो तो पिरो ले, 
वेंसे -बिजली की चमक जेसा ही क्षरिशक और दुर्लभ मनुष्य भव 
तथा जिनवाणी का योग पाकर श्रात्महित करना हो तो कर ले । 
त्रिकाली सामान्य तो अनन्य (एकरूप) ही है, वह 
प्रन्यरूप भासित नही होता है; परन्तु यहाँ तो सामान्य को 
देखनेवालें को अ्रपने विशेष को देखनेवाला ज्ञान खुला है - खिला 
है । पर्याय को देखनेवाले ज्ञान से देखने पर, विशेषों को देखने 
वाले और सामान्ण को नही देखनेवाले जीवो को वह (जीवद्रव्य ) 
ग्रन्य-प्रन्य भासित होता है, क्योकि द्रव्य उन-उन विशेषों के 
काल में उनसे तन्‍्मय है। अहाहा ! परस्वभावभाव, ज्ञायक- 
भावरूप द्रव्य उन-उन विशेषों के काल में उनसे तन्मय है; परन्तु 
शरीर, मत, वाणी, इन्द्रियाँ, स्त्री, कुटुम्ब-परिवार, बाग- 
बेंगला आदि में कभी तन्‍मय नही होता, हो भी नहीं सकता । 
फिर भी शभ्रज्ञानी जीव अनन्तकाल से इन्ही में तत्मय होकर 
“इन्हे अपना मान रहे है। भाई ! जो चीज तेरी पर्याय में भी 
नही है, तू उसे अपनी मानकर उसी की सम्हाल में श्रमी भी 
समय गेँवा रहा है। भाई | तुझे क्या करना है ? कहाँ रहना है ? 
इसका निर्णय तो कर । क्या तुभे अपने ऊपर दया नही आती ? 
ग्रनन्‍्तकाल से तो चार गति में रखड रहा है | 
प्रश्त - एक ओर तो आप कहते है कि प्रमस्वभावभाव, 
शुश्जज्ञाकभावरूप त्रिकालो सामान्य वस्तु मे गति नही, गुणभेद 
भी नहीं है; और यहाँ कह रहे है कि द्रव्य उन-उन विशेषों के 
काल में तन्मय है - इन विरुद्ध कथनो का क्‍या आशय है ? 

उत्तर - भाई! परमस्वभावभाव शुद्धज्ञायकभावरूप 
त्रिकाली सामान्यवस्तु की दृष्टि कराने के लिए कहते हैं कि 
उसमें गति नही है, गुणभेद भी नहीं है; और यहाँ उन-उन 


कक पे | श्रध्यात्म रत्नत्रय 


विशेषों के काल मे द्रव्य उनसे वर्त्त रहा है, वे विशेष उस काल 
में उस द्रव्य के है - यह ज्ञान कराने के लिए कहते है यहाँ कि 
उत्त-उन विशेषों के काल मे द्रव्य उनमे तनन्‍्मय है। जहाँ जो 
अपेक्षा हो, उसे यथार्थ समझना चाहिए । 

द्रव्य उन-उन विशेषों के काल में तन्मय होने के कारण 
उन-उन विशेषों से श्रनन्य है । मनुष्यगतिरूप पर्याय में जीवद्रव्य 
तन्‍्मय है। मनुष्यगति श्रर्थात्‌ मनुष्यशरीर नहीं, गतियोग्य जीव 
की अवस्थाविशेष ही मनुष्यगति है । मनुष्य के योग्य गति की 
योग्यता में जीवद्रव्य तन्‍्मय है। उन-उन विशज्येषो के काल मे 
तन्‍्मय होने से द्रव्य उनसे अ्नन्य है श्रर्थात्‌ जीवद्रव्य उस काल 
में विशेषों से जुदा नही है । 

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव जगत के सामने भगवान की 
वाणी का रहस्योद्घाटन करते हैं, भाई ! तुभमें सामान्य भौर 
विशेष दो भाग हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ भी (पर-द्रव्य का 
श्रद् भी) त्रिकाल और त्रिलोक मे भी तुकमे नही है । जिसकी 
व्यवस्था और सम्हाल मे तू रुका हुम्ना है - ऐसे शरीर, वाणी, 
कुटुम्ब श्रादि का एक श्रश भी तुम मे नही है। भ्रह्महा ' में शरीर 
को सम्हाल के रख, श्रनुकूल भोजन करूँ, ऐसी भाषा बोलू, 
परिवार को सगठित रख - इसप्रकार पर-द्रव्य की व्यवस्था का 
तेरा अभिप्राय मिथ्या है, क्योंकि यह व्यवस्था तुभसे चही होती, 
तू पर का कुछ कर ही नहीं सकता । फिर भी भगवान्‌ तू 
इसमें मूछित हो रहा है । तुझे क्या करता है प्रभु / क्या तुर्क 
रखडना ही है ? 

प्रश्न - शरीरमाध्य खलु॒ धर्मताधनम्‌ - ऐसा कहा 

न्त्टी 

हि उत्तर - यह तो निर्ित्त का कथन किया है। वास्तव 


मे तो राग से भिन्न पडना ही धर्म का साधन है। प्रज्ञा-ब्रह्मस्वरूप 


प्रवचनसार गाथा ११४ | [ १७६ 
परमात्मद्रव्य को दुंष्टि और अनुभव करना ही साधन है । ज्ञानी 
को प्रज्ञाब्रह्मस्वरूप परमात्मद्रव्य का ज्ञान तो है, परन्तु साथ में 
मनुष्यपनारूप जो गति है,उसका भी ज्ञान है । मनुष्यगति में से 
देवगति में जाएगा, (क्योकि धर्मात्मा को तो मनुष्यगति से 
देवगति होती है) वहाँ भी जीवद्रव्य उस देवगतिरूप विशेष में 
तन्मय होगां । इसप्रकार द्रव्य विशेषों से तन्‍्मय है, अत. अनन्य 
है, भनन्‍्य नही है । 


अहाहा ! खुली हुई पर्यायाथिक चक्ष्‌ द्वारा देखने पर 
जीव अन्‍न्य-अन्य भाषश्िित होता है, क्योंकि उन-उन विश्येषो के 
काल मे द्रव्य तन्‍्मय है | एक पर्याय के समय दूसरी पर्याय नहीं 
है, नारक पर्याय के समय मनुष्य पर्याय नहीं है। एकसमय में 
एक ही पर्याय है, इसलिए भअ्न्य-श्रन्य पर्यायों की श्रपेक्षा जीव 
श्रन्य-अन्य भासित होता है, क्योकि वह उनमे तनन्‍्मय है । 


देखो | क्षायिक सम्यर्दृष्टि श्रणिक राजा इस समय 
प्रथम नरक मे है। वे वहाँ के सयोगों में तनन्‍्मय नही है, अ्रपितु 
नरकगतिरूप वत्त मान पर्याय में तन्‍्मय है। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि उनकी उस-उस काल से उस पर्याय से वर्त्तमान 
जितनी ही तनन्‍्मयता है। वे स्वय सम्यग्दृष्टि है न ? इसलिए 
गति को अपने स्वरूप से भिन्न जानते हैं, परन्तु उस दृष्टि के 
साथ में पर्याय को देखनेवाला जो ज्ञान उनको है, वह जानता 
है कि यह नरक पर्याय मेरी है और में इस समय इसमे तनन्‍्मय 
हूँ । वे नरक से निकल कर क्षायिक सम्यक्त्व और तीन ज्ञान 
के साथ माता के पेट में आनेवाले है, तोथ्थंड्भूर होनेवाले है । 
वे जानते है कि यह पर्याय मुभमे है और इससमय में उसमे 
तन्मय हूँ । यहाँ पर्यायाथिक नय की बात है - यह ध्यान रखना 
चाहिए द्वव्याथिक नथ से तो द्वव्य में गति ही कहाँ है ? 


हि 
2 [ अध्यात्म रत्लत्रय 


कण्डे, तृण, पत्ते और काष्ठ की अग्नि के समान, द्रव्य 
विशेषों से तन्‍्मय होने के कारण उन विश्ञेषों से अनन्य है। 
जेसे तृण, काष्ठ इत्यादि की अग्नि उस-उस समय तृणामय, 
काष्ठमय आ्रादि होने के कारण तृर, काष्ठ आदि से अनन्य है। 
उसी प्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषो के समय उन-उनमय 
(तन्पय ) होने के कारण उनसे अनन्य है, भिन्न नही है । काष्ठ 
की अग्ति स्वय काष्ठकूप परिणमी है न ? इसलिए काष्ठमय 
है । इसीप्रकार जीव भी स्वय उन पर्यायोरूप - गति श्रादि रूप 
परिणमा है, इसलिए उन पर्यायों - विशेषो से अनन्य है। 
अ्रहाहा | जिसने अपनी त्रिकाली वस्तु को जाना है, उसने अपनी 
पर्याय को भी जाना है श्रोर वह उस काल में उस पर्याय में स्वय 
तन्‍्मय है - ऐसा जाना है। यह पर्याय कोई परद्रव्य में उत्पन्न 
हुई है - ऐसा नही है। 
प्रश्न -- समयसार गाथा ६५-६६ में कहा है कि जीव के 
चौवह भेद नामकर्म के कारण हुए हैं ? नाम-कर्म कारण है 
और वे चौदह भेद उसके कारण हुए है ? 
उत्तर - भाई | वहाँ श्रखण्ड एक शुद्ध चेंतनन्‍्यमय वस्तु 
भगवान ज्ञायक का लक्ष्य कराना है, शुद्ध निर्मलानन्दस्वरूप प्रभू 
ग्ात्मा का स्वरूप बताना है, इसलिए वे चौदह भेद श्रात्मा मे 
नही है - ऐसा कहा, जबकि यहाँ उसकी पर्याय के श्रश में 
जितना नारकपना आदि है, उसका ज्ञान कराता है, इसलिए 
जीवद्रव्य उनमे उस समय तन्‍मय है - ऐसा कहा है। मनुष्यपना 
अर्थात यह शरीर नही, श्रपितु श्रन्दर गति की योग्यतारूप 
गवस्थाविशेष मे उस समय जीव तन्मय है । जिस आकार की 
लकडियाँ या पत्ते होते हैं, अग्नि उसी आकारमय हो जाती है, 
दाह्याकार से तन्‍्मय हो जाती है, उससे जुदी नही रहती। 
उसी प्रकार आत्मा चार गति और सिद्ध अवस्था मे जिस पर्याय 
को प्राप्त करता है, उससे उस काल मे तन्‍्मय हो जाता है। 


प्रंवचतपार गीर्था ११४ | [ १८१ 


प्रश्न - कही ऐसा कथन क्यो आ्राता है कि जिस प्रकार 
अग्नि तृणादिरूप परिणमित नहीं होती; उसी प्रकार आत्मा 
गति श्रादि पर्यायरूप परिणमित नही होता ? 

उत्तर - भाई ! वह कथन द्रव्यदृष्टि की श्रपेक्षा है, 
परन्तु द्रव्यदृष्टिवन्त को पर्याय का ज्ञान होने के काल मे, वह 
पर्याय किस रूप है ? यहाँ उसका ज्ञान कराया है । 


यह प्रवचनसार ज्ञानप्रधान ग्रन्थ है । 

जिस प्रकार अ्रग्नि उस-उस काल मे लकडी, कण्डे, पत्ते 
इत्यादि के आकाररूप पर्याय मे तन्‍्मय है; उसी प्रकार द्रव्य उन- 
उन पर्यायमय श्रर्थात्‌ तन्‍्मय है; उनसे श्रनन्य है, भिन्न नही है । 
जेसे शरीर भिन्न है, कम भिन्न है, वेसे गतिरूप पर्याय भी जीव 
से भिन्न है - ऐसा नही है, बल्कि द्रव्य, पर्याय से अनन्य है ग्रर्थात्‌ 
तन्मय है । बेचारे भोले अज्ञानी जीवो ने जब ऐसा उपदेश कभी 
सुना भी नही, तो उन्हे विचार करने का अ्रवसर कहाँ से 
मिलेगा ? उसे दिन-रात कमाई ओऔ्रोर स्त्री-पुत्रादि की सम्हाल से 
फुरसत मिले तब न ? परत्तु भाई! यह सब तो पापभाव है । 
अरे, भगवान्‌ ! यदि यह बात न समझी तो पाप की पोटठली के 
भार से तू भवसमुद्र मे डूब जाएगा। 

यहाँ कहते है कि जिसने एक शुद्धद्रव्य को जाना है, उसे 
पर्याय को देखनेवाला ज्ञान भी खुला है श्रर्थात्‌ स्वरूप को जानने 
से उसे पर्याय को जाननेवाला ज्ञान खुला है, और वह इससे 
जानता है कि यह विशेष - पर्याय मुझ में है, अन्य कोई चीज 
मुभमे नहीं तथा सै उनमें नही स्त्री-पुत्र, पेंसा, बगला इत्यादि 
मेरे है - यह सब भूठी बाते है,क्योकि मैं उनमे तन्‍्मय नही तथा 
वे वस्तुएं मुझमे तन्‍्मय नही है । ऐसी वस्तुस्थिति है, फिर भी 
श्ज्ञानी परपदार्थों को अपना मान बेंठा है। तुझे कहाँ जाना हैं 
प्रभु ? क्या नरक तिगोद से जाना है ? भाई ! दुनिया को जमे 


!ँ्धर ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


या न जमे, वस्तुस्थिति तो यही है । जिसे श्रपनी आ्रात्मा के 
सिवाय बाहर की चमक-दमक मे जरा भी वीर्य उललसित हो या 
उसमें जरा भी 'यह ठीक है- ऐसा लगे, वह भिथ्यादृष्टि है । 
उसे न तो द्रव्य का ज्ञान है, न पर्याय का, वह तो अज्ञानी है। 

अपने द्रव्य और पर्याय के सिवाय परपदार्थ का चाहे 
जितना वेभव दिखे, उसका आत्मा के द्रव्य व गुणा से तो क्या ? 
पर्याय से भी कोई सम्बन्ध नही है । तेरी पर्याय मे जो गति हुई, 
सिर्फ उससे तेरा सम्बन्ध है ओर उस समय तू उसमे तन्मय है। 
ज्यान रहे मात्र उसी समय तन्मयता है, क्योकि पर्याय सदा 
वही की वही नही रहती । मनुष्यगति से बदलकर एकदम देव- 
गति हो जाएगी, देवगति से बदलकर एकदम मनुष्यगति हो 
जाएगी और फिर मनुष्यगति से बदलकर एकदम सिद्धददा हो 
जाएगी; इसलिए वे पर्याये जुदी-जुदी होगी, फिर भी उस समय 
तू उनसे अनन्य है। इसप्रकार शअन्य-अन्य होते हुए भो अनत्य 
है | यहाँ तो मनुष्यादि पाँचो पर्यायो को परस्पर श्रन्य-अन्य कहा, 
परन्तु उस समय तो उनके साथ तन्मय होने से द्रव्य अनन्य 
है। श्रहो | सन्‍्तो ने तो श्रमृत की बेल बोई है। अज्ञानी यह 
बात समभने के लिए भ्रभी फुरसत नहीं निकालता तो फिर 
समभने का उसे ऐसा अवसर कब मिलेगा ? 

ग्रे भाई | द्रव्य में जिससमय, जिसक्षेत्र में, जिसप्रकार 
जो होनेवाला है; उसीसमय, उसीक्षेत्र मे, उसीप्रकार, वही 
अवश्य होगा; उसमें फेरफार नही हो सकता । परद्रव्य की पर्याय 
तुमे छूती भी नही है तो फिर तुझे किसकी चिन्ता है ” द्रव्य 
के स्वभाव को जानकर पर्यायाथिक नय से पर्याय के श्रस्तित्व 
में विद्यमान पाँचों गतियों मे उस-उस काल मे द्रव्य स्वय 
तन्‍्मयपने है, परन्तु पर मे कभी तन्‍्मय नही होता - ऐसा ज्ञानी 
जानते है। मनुष्यगति की पर्याय के समय द्रव्य उससे तस्मय हैं, 


प्रबंचनमार गाथा ११४ ]॥ [ शदरे 


उस समय सिद्धग॒ति आदि नही है और जब सिद्धपर्याय के समय 
द्रव्य उससे तन्‍्मय होगा, उस समय देवादि श्रन्य ससार-पर्यायों 
से तन्‍्मय नही होगा । इसप्रकार उन-उन्त विशेषों के समय उन 
मय होने के कारण उस-उस काल मे द्रव्य उनसे अनन्य है 
जदा नहीं - ऐसा ज्ञानी यथार्थ जानते है । पर्याय से देखने पर 
द्रव्य भ्रन्य-अ्न्य भासित होता है, तो भी पर्याय में तन्‍्मय होने से 
द्रव्य अनन्य भी है । 


यहाँ तक एक आँख बन्द करके, दूसरी खुली हुई आ्ाँख 
द्वारा वस्तु को देखने की बात की, अ्रब दोनो श्राँंखों को एक 
साथ खोलकर देखने की बात करते है । 


ग्रव तीसरी बात करते है - 


ओर जब उन द्रव्याथिक श्लौर पर्यायाथिक दोनों श्राँखों 
फो एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा और इनके द्वारा 
(द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक चक्षुप्रों के द्वारा) देखा जाता है; 
तब नारकपना, तियंड्चपता; सनुष्यपना, देवषना और 
सिद्धपना - इन पर्यायों में रहनेवाला जीवसासान्य तथा जीव- 
सामान्य मे रहनेवाले नारकपन्रा, तियेड्चपत्ता, सनुष्यपना, 
देवपना श्रौर सिद्धत्व - इस पर्यायस्वरूप विशेष; तुल्यकाल में 
(एक ही साथ) दिखाई देते हैं । 
देखो । यहाँ प्रमाण की बात की है । तुल्यकाल श्रर्थात्‌ 
एक ही समय में सामान्य को जाने और विशेष को भी जाने । 
ध्यान रहे कि यहाँ जानने की बात है, आ्रादर तो एक द्रव्य- 
सामास्य का ही है; विशेष का नही है । यहां तो ऐसा कहते है 
कि ज्ञान,जसे सामान्य को जानता है, वेसे विशेष को भी जानता 
है; मात्र जानने की श्रपेक्षा हे । उपादेय तो एक शद्ध आ्रात्मद्रव्य 
ही है। विशेष (पर्याय) श्राश्षय करने योग्य नही है। यहाँ तो 


५3) [ श्रध्यात्म रलनग्रेय 


प्रतिसमय द्रव्य और पर्याय का श्रस्तित्व किसप्रकार है - उत्तकी 
सिद्धि करते है । 

जब द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनों चक्ष्रों को एक 
ही साथ खोलकर देखा जाता है तब' * '+ 

देखो, यहाँ क्षयोपशमज्ञान में दोनो को जानने का 
उधाड है, इसलिए कहा है कि दोनों चक्षुओं द्वारा एक ही साथ 
देखने पर समान्‍्य द्रव्य भी दिखता है और वह पर्यायों मे तन्मय 
है - ऐसा भी दिखता है; दोनो एक साथ दिखते हैं । यहाँ जानने 
की अपेक्षा बात है । 

अ्रहाहा ! जब दोनो चक्षुओ्रो द्वारा देखा जाए, तब पाँचो 
पर्यायों में रहनेवाला जीवसामान्य और जीवसामान्य में रहने- 
वाली पाँचो पयाये एक साथ दिखाई देती है । जीवद्रव्य एक ही 
साथ नारकत्वादि पाँचो पर्यायो में रहता है - ऐसा नही है; परन्तु 
उस-उस समय एक-एक पर्याय में रहता है, इसप्रकार भलगर- 
ग्रलग॒ समयो में पाँचों पर्यायो में रहता है -ऐसा समभना 
चाहिए । 

पहले द्रव्य को मुख्य और पर्याय को गौण करके त्ामान्य 
को देखने के लिए कहा था तथा पर्याय को देखते समय सामान्य 
द्रव्य को मुख्यपने देखना छोड दिया था, लेकिन अब दोनो को 
एकसाथ देखने के लिए यह प्रमाणज्ञान कहा है । पर को देखने 
की यहाँ बात ही नहीं की, क्योंक्रि उसका यहां प्रश्न ही नहीं 
है । पर को जाननेवाली पर्याय अपनी है, पर की नही, पर के 
कारण भी नही । पर को जानती है, इसलिए वह पर्याय पर के 
कारण हुई है - ऐसा नही है। भाई | यह तो मात्र श्रपने द्रव्य 
और पर्याय के सिवाय अ्रत्त परद्वव्य और उनकी पर्यायों में 
गये (ममत्व और कर््तत्व) को उठा लेने की बात है। यदि 
प्र मे जरा भी गवे रहा तो आत्मा की मृत्यु ही समझो । 


प्रवचनेसार गाथा ११४ । [ १८५ 


भगवान्‌ | तू त्रिकाली सामान्यद्रव्य है और पाँचों पर्याये 
तेरी विशेप हैं, उन पर्यायों के काल में तू उनमें तल्मय है। 
पाँचों पर्यायो मे एक साथ नहीं, अपितु उस-उस गति के काल 
में ही उसमे तन्‍्मय है। इसप्रकार पर्याय-अपेक्षा अन्य-श्रन्य 
होते हुए भी द्रव्य अपेक्षा श्रवन्‍्य है, परल्तु परद्रव्य के साथ 
कभी भी अनन्य नही है। एक गति की पर्याय के समय दूसरी 
गति नही होती, इसलिए द्रव्य भ्रन्य-अ्रन्य है; परन्तु उस पर्याय 
से अनन्य है । द्रव्य अन्य द्रव्यों के साथ त्रिकाल में एकसमय भी 
ग्रनन्य नही होता । 

देखो ! यह पुस्तक और इसके पन्ने, सब श्रन्य द्रव्य की 
पर्याये है, वास्तव में इनका जानना भी कहाँ है ? क्योंकि उन्हे 
जानने के काल में तो तू अपनी ज्ञानपर्याय में तन्‍्मय है, उन 
पदार्थों मे नही । शास्त्रादि को जाननेवाली ज्ञानपर्याय भी कही 
उनमे (शास्त्रादि मे) तनन्‍्मय नहीं हो जाती। दूसरे समय 
विशेष ज्ञात हुआ तो उस काल में भी वह ज्ञान पर के साथ 
तन्मय नही है । पर्याये अन्य-भ्रन्य है, इसलिए पर्याय की अपेक्षा 
द्रव्य अ्रन्य-अन्य है, परन्तु द्रव्य की अपेक्षा अनन्य है, क्योकि 
पर्याय द्रव्य से कोई जुदी चीज नही है। भाई ! परद्रव्य और 
उसकी पर्याय तो स्वद्रव्य और अपनी पर्याय से बिलकुल भिन्न 
है । अहाहा ! जिस शरीर के साथ पचास-पचास या सो-सौ वर्ष 
बिताए है - ऐसे शरीर के साथ भी आत्मा एकसमय के लिए 
भी तन्‍्मय नही हुआ । जवकि पर्यायदृष्टि से देखने पर अपनी 
पर्याये श्रन्य-अच्य होते हुए भी उनमे वर्त ता होने के कारण 
द्रव्य उनसे अनन्य है । 

अब कहते है कि एक श्रॉख से देखना, एकदेश श्रब- 
लोकन है शोर दोनो आँखों से देखना, सर्वावलोकन (सम्पूर्सा 


अ्रवलोकन) है; इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के श्रन्यत्व आ्ौर 
शनन्‍यत्व विरोध को प्राप्त नही होते । 


38! [ अध्यात्म रत्नत्र्य 


देखो | एक चक्षु द्वारा देखने पर एकदेश - एक भाग 
का ज्ञान होता है और दोनो आँखो से देखने पर सम्पूर्ण ज्ञान 
होता है । यह बात जानने को श्रपेक्षा है। ग्रादरणीय क्या है? 
यह बात यहाँ नही है, क्योकि आदरणीय तो क्षायिकभाव भी 
नही है । 

प्रश्न - नियमसार, गाथा ४० में तो क्षायिकभाव को 
भी परद्रव्य, परभाव और हेय कहा है, जबकि यहाँ कहते है कि 
द्रव्य, गति के उदयभाव में भी तन्‍्मय है - यह कैसी बात है ? 


उत्तर - भाई ! नियमसार मे वहाँ उपादेयरूप शुद्ध 
श्रन्त तत्त्व, एक, शुद्ध, ज्ञायकभाव का लक्ष्य कराने का प्रयोजन 
है और यहाँ जिसे अन्त तत्त्व का भान हुआ है, उसके द्वव्य- 
पर्याय का प्रतिसमय अस्तित्व केसा है - यह बताने का प्रयोजन 
है | यहाँ ज्ञानप्रधान शेली है। बापू ! इस ग्रन्थ की एक-एक 
गाथा खूब गभीरता से भरी हुई है । कोई ऊपर-ऊपर से पढ ले 
तो वह इसका मर्म केसे समभकेगा ? 

अब कहते है कि सर्व-श्रवलोकन मे द्रव्य के श्रन्यत्व 
श्रोर प्रनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहों होते । 

द्रव्य का अन्यत्व अ्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न पर्यायपत्रा और 
ग्रनन्यत्व श्रर्थात्‌ वत्त मान अपेक्षा पर्याय से द्रव्य की श्रभिन्नता; 
इन दोनो मे कोई विरोध नही आता । जो गतिरूप पर्याय है, 
वह अपने-अपने समय में एक-एक है; इसलिए श्रन्य-अन्य है । 
ससार की चार गतियो के काल मे सिद्धत्व नही है तथा सिद्धत्व 
के काल मे ससार की चार गतियाँ नही है - इस श्रपेक्षा से द्रव्य 
को शअ्रन्यव्वः है और आत्मा उनमे उस-उस समय तनमय है, 
इसलिए अनन्यत्व भी है। इसप्रकार सर्व-अवलोकन मे द्रव्य के 
ग्न्यत्व और अनन्यत्व मे विरोध नही आता । 


प्रवेंचेनसार गाथा ११४ ] [ १८७ 


सारे दिन स्त्री-पुत्र की सम्हाल में लगे रहनेवाले जगत 
को, ऐसी सूक्ष्म बात कंसे समभ में आरा सकती है। शभरे रे ! 
जिसे तत्त्व सुनने की भी फूसरत नही है,वह कहाँ जाएगा ? बहुत 
से जीवो को धर्म तो दूर, पुण्य का भी ठिकाना नहीं है- ऐसे जीव 
तो मरकर तियेज्च गति मे जाएंगे । यहाँ तो जीव को पर के 
सम्बन्ध से सर्वथा भिन्न बताया है, फिर भी यह पर की व्यवस्था 
में ग्रटक रहा है। भगवान्‌ ! स्त्री, पुत्र, मकान, गहने, कपड़, 
दरीर, इज्जत - ये सब अपने-अपने में है, इनसे तेरा कोई 
सम्बन्ध नही है, फिर भी प्रभु ! तू इनमे रुक गया है, तूचे 
अपने को नही देखा, अपने द्रव्य-पर्याय का स्वरूप नही जाना । 
यहाँ तो तेरे द्रव्य-पर्याय का ही स्वरूप बताया गया है । 

भावार्थ पर प्रवचन 

प्रत्येक द्रव्य सामान्‍्य-विशेषात्मक है, इसलिए प्रत्येक 
द्रव्य वेसा का वेसा भी रहता है और बदलता भी है। 

प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, श्र्थात्‌ द्रव्य मे जो 
विशेषपना भासित होता है, वह उसका स्वरूप है। विशेष कोई 
परद्वव्य के कारण होता है - ऐसा नही है। प्रत्येक द्रव्य सामान्‍्य- 
विशेष स्वरूप है । सामान्य तो भ्र्‌व है और विशेष में परिवर्तन 
होता है । विशेष मे जो परिवर्तन होता है, उसमे पर की अपेक्षा 
नही है, क्‍योंकि परिवर्तन होना पर्याय का स्वभाव है, इसलिए 
स्वद्गवव्य की पर्याय में किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा है ही नही । 
सम्पूर्ण विश्व मे अनन्त-अनन्त द्रव्य सामान्य-विशेषपने विराज 
रहे है, इसलिए उन्हे अपने विशेष के लिए किसी श्रन्य को 
अपेक्षा नही है। उनकी अ्रवस्थाश्रो को किसी काल या किसी 
क्षेत्र मे पर की भ्रपेक्षा नही है। प्रत्येक द्रव्य की भ्रवस्था अपने 
काल में स्व॒तन्त्र हो-ऐसा ही उसका सामान्य-विशेष 
स्वरूप है । 


(८८ | [ श्रध्यात्म रत्नत्नय 


प्रत्येक द्रव्य सामान्यपने-प्र्‌ वपने रहता है, उसमे बदलाव 

नही है, अर्थात्‌ वेंसा का वेसा ही रहता है तथा विशेषपने बदलता 
भी है | श्रहाहा ! पलटना तो उसको पर्याय का स्वभाव ही है, 
इसलिए पर्याय किसी अन्य के कारण पलटती है - ऐसा तीनकाल 
में भी नही रे ! जीव या पुद्गल किसी भी द्रव्य का नरक- 
निगोद या स्कन्धरूप किसी भी पर्यायरूप होना, उसका स्वभाव 
है, इसलिए यदि वह विशेष किसी पर के कारण उत्पन्न होता 
हुआ लगे तो वह दृष्टि विपरीत है। यह बात ग्ज्ञानी के गले 
उतरना मुश्किल है, परन्तु क्या करे ? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा 
है । ये शब्द तो सादे हैं, परन्तु भाव बहुत गम्भीर है । है 

अहाहा ! वस्तु का अस्तित्व अनन्त परपदार्थों से भिन्न 
है । आकाश के एक प्रदेश मे रहते हुए भी छहो द्रव्य भिन्न-भिन्न 
है । जीव असख्यात प्रदेशी है, इसलिए एक जीव अआ्राकाश के एक 
प्रदेश में नही रह सकता,श्रसख्यात प्रदेशों मे रहता है । फिर भी 
यहाँ ऐसा कहते है कि जीव अपने अ्सख्यात प्रदेशों में रहता है, 
उसे आकाश के प्रदेशो की श्रपेक्षा नही है। वास्तव में तो जीव 
के प्रदेश आकाश के श्रदेशो को छूते भी नही है । 

प्रश्श-आकाश न हो तो सभो द्रव्य कहाँ रहेगे ” 
छुहो द्रव्य श्राकाश में रहते है - ऐसा कथन तो श्राता है व ? 

उत्तर - भाई ! यह तो निमित्त की कथनी है। ऐसा 
कथन भी तो आता है कि यदि आकाश परद्रव्यो का आधार हो 
तो भ्राकाश का आधार कौन है ? तथा प्रत्येक द्रव्य के परिण- 
मन मे काल का निमित्त है ”? भाई! जब निमित्त की सिद्धि 
करना हो तब ऐसा कहा जाता है कि श्राकाश न हो तो सभी 
द्रव्य कहाँ रहेंगे ? परन्तु इससे ऐसा नही समभना चाहिए कि 
कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय में कोई भी परिवर्तन 
कर सकता है, क्योकि एंसा वस्तु-स्वरूप ही नही है । 


प्रववचनसार गाथा ११४ ]। [ १८६ 


चौदह ब्रह्मांड मे अनन्त द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अपने से 
ही सामान्य-विशेषपने रहता है। अक्रिय, ध्र्‌ वरूप, सामान्य को 
तो पर की श्रपेक्षा नही है, परन्तु जिसमे अनेक भिन्न-भिन्न 
श्रवस्थाएँ होती हैं - ऐसे विशेष को भी पर की अपेक्षा नही है । 
विशेष भी द्रव्य का सहजस्वरूप ही है। जो पलटना होता है, 
वह उसका स्वयं का स्वभाव हो है। विशेषपता पर के कारण 
हो - ऐसा वस्तुस्वरूप ही नही है। आत्मा को अपने सामान्य 
और विशेष के लिए किसी भी परद्रव्य की - यहाँ तक कि 
तीर्थद्भूर की भी अपेक्षा नही है । 


प्रश्न - शास्त्र मे तो श्राता है कि सम्यग्दर्शेन की प्राप्ति 
सद्गुरु के चरणु-कमलो के प्रसाद से होती है ? 


उत्तर - हाँ, ऐसी भाषा तो बहुत भ्राती है, परन्तु यह 
कथन तो सम्यग्दशन के काल में केंसा निमित्त होता है - यह 
बताने के लिए किया जाता है। आत्मा ध्र्व सामान्यरूप है 
और सम्यग्दशन उसका विशेष है, पर्याय है । वह विशेष आत्मा 
का ही स्वरूप है, इसलिए वह किसी पर की श्रपेक्षा नही हुग्ना 
है। गुरु के प्रसाद से या दशेनमोह के अभाव से सम्यग्दर्शन 
पर्याय हुई हो - ऐसा नही है। यदि ऐसा हो तो वहाँ द्रव्य के 
विशेष की - पर्याय की भ्रपनी स्वय की सामथ्ये का श्रभाव होगा । 


तत्त्वार्थेसूत्र मे आता है - 'तद्भाव परिणाम ' श्रर्थात्‌ 
परिणाम द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव अपने 
सामान्य श्रोर विशेष के अतिरिक्त परपदार्थों से शरत्यन्त उदास 
है। किसी परपदार्थ की अपेक्षा मुझ मे कुछ फेर पड़ जाएगा 
या मेरे कारण पर में कुछ फेर पड जाएगा - ऐसी दृष्टि 
(मान्यता ) सम्यरदृष्टि की नहीं है । भाई ! बात तो थोडी है, 
परन्तु (उसकी गम्भीरता अपार है। 


& 
१६० ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


अब कहते है कि द्रव्य का स्वरूप हो ऐसा उभयात्मक 
होने से द्रव्य के श्रनन्यत्व और श्रन्यत्व में विरोध नही है । 


द्रव्य सामान्य-विशेषस्वरूप ही है, इसलिए “कोई पर्याय 
पहले नहीं थी और अरब हुईं है! - इस श्रपेक्षा श्रन्य-श्रन्य हे 
परन्तु उस-उस पर्याय मे द्रव्य तन्‍्मय है, इसलिए श्रनन्य है। 
इसप्रकार अन्यपना भी कहा जाता है और अनन्यपना भी कहा 
जाता है, दोनों में कई विरोध नही है। मनुष्यगति के समय 
सिद्धगति श्रादि नही है श्रौर सिद्धपद के समय मनुष्यगति आदि 
नही है, इसलिए द्रव्य भ्रन्य-प्रन्य कहा जाता है और उस-उस 
काल मे द्रव्य उस-उस पर्याय में तन्‍्मय है, इसलिए अनन्य भी 
कहा जाता है। इसप्रकार द्रव्य के श्रननन्‍्यपने और अन्यपने मे 
कोई विरोध नही है । 

अब उदाहरण देते है कि जेसे सारीचि और भगवान 
महावीर का जीवसामान्य की श्रपेक्षा से अभ्रनन्‍्यत्व श्रौर जीव 
के विशेषों की श्रपेक्षा से श्रन्यत्व होने में किसो प्रकार का 


विरोध नहीं है । 

अ्रहाहा | कहाँ मारीचि को पर्याय और कहाँ भगवान 
महावीर की पर्याय । पर्यायों की श्रपेक्षा देखने पर उनमे अन्य- 
पना भासित होता है, फिर भी उन श्रवस्थाश्रो मे जीव तो वही 
का वही है, इसलिए द्रव्य की श्रपेक्षा - जीवसामान्य की अपेक्षा 
अनन्यपना भासित होता है। इसप्रकार अन्यपना और अनन्य- 
पना वस्तुस्वरूप मे ही है, उनमे कोई विरोघ नही तथा पर की 
श्रपेक्षा भी नही है ! 

द्रव्याथिकनयरूपी एक चक्षु से देखने पर द्रव्यसामान्य 
ज्ञात होता है, इसलिए द्रव्य श्रनन्य श्रर्थात्‌ वही का वही 


भासित होता है । 


प्रवचनसार गाया ११४ ।ै [ १६१ 


देखो ! पर्याय को देखनेवाली आँख बन्द करके द्रव्य 
को देखनेवाली श्रांख खोले तो एक द्रव्यसामान्य ही ज्ञात होता 
है, इसलिए द्रव्य अनन्य भ्रर्थात्‌ वही का वही का वही भासित 
होता है | 

श्र पर्यायाथिकनयरूपी दूसरी चक्षु से देखने परद्रव्य 
के पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिए द्रव्य अन्य-अ्रन्य 
भासित होता है । 

पर्यायो में तो बहुत अन्तर दिखाई देता है। कहाँ 
मारीचि की मिथ्यादर्शनरूप श्रवस्था और कहाँ भगवान महावीर 
की तीर्थड्डूर केवलीरूप अ्रवस्था ? पूर्व-पश्चिम का शअचन्‍्तर है । 
कहाँ निगोद में भ्रक्षर के अ्रनन्तवे भागरूप ज्ञानपर्याय और कहाँ 
वहाँ से निकलकर मनुष्य होकर आ्राठ वर्ष मे ही प्राप्त होनेवाली 
केवलज्ञान पर्याय ? उन पर्यायो में जीवसामान्य तो वही है 
(एक ही है), परन्तु विशेष की श्रपेक्षा से अन्यपना भासित 
होता है, श्रन्तर भासित होता है । 

निगोद मे अक्षर के श्रनन्तवे भाग ज्ञान का उघाड है । 
वहां भी शुभभाव होता है, इसलिए कोई जीव वहाँ से निकल 
कर मनुष्य भी होता है । इस मनुष्य पर्याय में आठ वर्ष की 
उम्र मे भी पूर्ण सामथ्यं से भरे हुए भगवान आत्मा की दृष्टि 
करके, उसमे ही ठहरकर यह जीव केवलन्ञान प्राप्त कर लेता 
है । देखो, कहाँ निगोद में शअ्रक्षर के अनन्तवे भागरूप ज्ञान 
प्रोर कहाँ मनुष्यपने में केवलज्ञान - एकदम इतना अन्तर ' 
वीतराग का मार्ग झ्रचिन्त्य और अलौकिक है परन्तु लोगो ने 
दया, दान, प्रतिक्रमण, सामायिक, उपवास आदि क्रियाकाण्ड 
में धर्म मान लिया है। बा््यत्नत में संवर श्यौर तप-उपवास से 
निद्रा मान ली है। श्रे रे, प्रभु | तूने क्या मान रखा है ? 
भगवान के द्वारा कहे हुए छलीकिक द्रव्य और पर्याद - दोनो 


१९२ ] [ अध्यात्म रत्नत्रय 


की तुझे खबर नही है । यहाँ कहते है कि भले पर्याय मे अन्तर 
मालूम पडता है, इसलिए भअ्रन्यपता भासित हो, परन्तु उन 
पर्यायों थे द्रव्य तो वही का वही है, इसलिए द्रव्य की भ्रपेक्षा 
तो अनन्यपना है । 
कोई अ्ररबपति यहाँ गादी पर बेठा हो, पच्चीस-पचास 
नोकर हो, सब लोग सलाम करते हो, परन्तु प्राय पूरी हो जाए 
तो मर कर नरक जाए | देखो | यहाँ पर्याय श्रपेक्षा अ्रन्यपना 
है । क्षण मे दूसरी पर्याय और क्षण में दूसरी पर्याय - इसप्रकार 
भिन्न-भिन्न पर्याये है। है, परन्तु वे पर्याय आ्रात्मा से भिन्न 
है- ऐसा नही है। आ्ञात्मा से तो वे अनन्य ही हैं, क्योंकि उनमें 
आत्मा ही वत्त ता है। पर्याय से देखो तो द्रव्य अ्रन्य-ग्रन्य भासित 
। होता है, परन्तु द्रव्य से देखने पर तो वह अनन्य है, क्योकि 
| पर्याय, द्रव्य से भिन्न नही है तथा द्॒व्य, पर्याय से भिन्न नहीं है। 
' अ्रब कहते है कि दोनों नयरूपी दोनो चक्षुझ्रों से देखने 
पर द्रव्यसामान्य और द्रव्य के विशेष दोनो ज्ञात होते हैं; इसलिए 
द्रव्य अ्रनन्‍्य तथा अन्य-अ्रन्य दोनों भासित होता है 
वस्तु स्वय त्रिकाल श्र वरूप भी है श्र वत्त मातपर्याय- 
रूप भी है- इसकार दोनो भासित होते हैं। द्रव्य-पर्याय का 
ऐसा स्वरूप समभने की फ्रसत न निकाले तो मतुष्यपना व्यथ 
चला जाएगा, क्योकि मनुष्यत्व का जितना काल निश्चित है 


उतना ही है। यदि द्रव्य की सामान्‍्य-विशेष शक्तियों का ज्ञान 
नही किया, और पर के कारण मुझमें कुछ फेरफार होता हैं 


तथा मेरे कारण पर में कुछ फेरफार होता हैं- ऐसा मावकर 


प्रवत्त न किया तो प्रभु | तेरा परिभ्रमण नही मिटेगा, विपरीत 
रा [रा] पर अर हे 
दृष्टि के कारण तेरा भव-अ्रमण का चक्र नही मिटेगा, इसलिए 


दत्य-पर्याय का यर्थार्थ निर्णय करके द्रव्यसामान्य का आश्रय ले 
( और उसमे लीनता कर,तो तुझे सिद्धपर्यायरूप विशेष प्रगट होगा। 


१ २७३/३२/७३/७ 


सयमसारकलश २७१ : बालबोधिनी दीका 
(पाण्डे राजमलजी कृत ) 
(शालिनी ) 

यो5्यं भावो ज्ञानमात्रो5हसस्मि 

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नेव । 

ज्ञेगो ज्ेयज्ञानकललोलवल्गन्‌ 

ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्न ॥२७१।॥ 

श्लोकार्थ - जो यह मैं ज्ञानमात्र भाव हूँ, वह ज्ञेयो का 
ज्ञानमात्र ही नही जानना चाहिए, परल्तु ज्ञेगों के आकार से 
होने वाले ज्ञान की कलनोलो के रूप में परिणमित होता हुआ 
वह ज्ञान-शेय-जश्ञातामय वस्तु मात्र जानना चाहिए। (भर्थात्‌ 
स्वय ही ज्ञान, स्वय ही ज्ञेय, स्वय ही ज्ञाता - इसप्रकार ज्ञान- 
जेय-ज्ञातारूप) तीनो भाव युक्त वस्तुमात्र जानना चाहिए ।* 
खण्डान्वय सहित श्र्थ - भावार्थ इसप्रकार है कि ज्ञेय- 

ज्ञायक सम्बन्ध के ऊपर बहुत श्रान्ति चलती है सो कोई ऐसा 
समभेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक, पुद्गल से लेकर भिन्न रूप छ्ह 
द्रव्य ज्ेय है। सो ऐसा तो नही है । जैसा इस समय कहते है 
उस प्रकार है - “अह भय य ज्ञानमात्र भाव अस्मि” [ श्रह ] 
में [श्रयं यः| जो कोई | ज्ञानभात्र:भाव ग्रस्सि ] चेतना सर्वेस्व 
ऐसा वस्तुस्वरूप हूँ “सः ज्ञेय न एव” वह मै ज्ञेयरूप हें, परन्तु 
ऐसा ज्ञेयरूप नही हूँ - “ज्ञेय ज्ञानमात्र ” [ज्ञेयः] अ्रपने जीव 
से भिन्न छह द्रव्यो के समूह का [ ज्ञानमात्र: ] जानपना मात्र । 
भावाथ इसप्रकार है कि मैं ज्ञायक समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय 
ऐसा तो नही है। तो कसा है ? ऐसा है- ' ज्ञानजेयज्ञातमद्- 
स्तुमात्र जशेय [ज्ञान] जानपनारूप शक्ति [ ज्ञेय | जानने योग्य 
शक्ति [ज्ञातृ] श्रनेक शक्ति विराजमान वस्तुमात्र, ऐसे तीन भेद 


१ समयसार, प्रकाशक-पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा उद्घृत । 


१६४ |] [ श्रधष्यात्म रत्नत्रय 


[ मद्वस्तुमात्र: ] मेरा स्वरूपमात्र है [ज्ञेय | ऐसा जेयरूप हूँ। 
भावार्थ इसप्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य-वेदकरूप से 
जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान, यत. में आप द्वारा जानने 
योग्य हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय,यत ऐसी दो शक्तियों से लेकर 
ग्रनन्‍्त शक्तिरूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता । ऐसा नामभेद 
है, वस्तुभेद नही है। कसा हूँ ? ''ज्ञानशेयकल्लोलवल्गन्‌” [ ज्ञान ] 
जीव ज्ञायक है [ ज्ञेय | जीव ज्ञेयरूप है ऐसा जो [कल्लोल] 
वचनभेद उससे [वबल्गन्‌ | भेद को प्राप्त होता हूँ । भावार्थ इस 
प्रकार है कि वचन का भेद है, वस्तु का भेद नही है ।।२७१॥ 


सरलाथ्े - ज्ञेय-ज्ञायक सबध के बारे मे बहुत' भ्रातियाँ 
रहती है । कोई ऐसा मानते है कि जीव वस्तु ज्ञायक है तथा 
पुदूगल भ्रादि छह द्रव्य ज्ञेय हैं - परन्तु ऐसा नही है। में चेतना- 
स्वरूप वस्तु स्वयं ज्ञेयरूप हूँ, परन्तु में अपने से भिन्न छह द्रव्यो 
को जाननेवाला मात्र हूं, श्र्थात्‌ में ज्ञायक हूँ श्लौर अन्य समस्त 
द्रव्य मेरे ज्ञेय है - मे ऐसा ज्ञेयरूप नही हूँ (मेरी ज्ञान पर्याय ही 
मुझ मे ज्ञेय रूप है) में जानने की शक्तिरूप हूँ इसलिये-स्वय 
ज्ञान हेँँ। जानने योग्य शक्तिरूप हूँ इसलिये ज्ञेय हूँ, तथा अन्य 
अनन्त शक्तियाँ मुझ मे विद्यमान है इसलिए ज्ञाता हूँ । इसप्रकार 
ये तीनो भेद मेरे स्वरूप मात्र ही हैं। में श्रपने स्वरूप को वेच- 
वेदक रूप से जानता हूँ इसलिए मेरा नाम ज्ञान है तथा में स्वय॑| 
अपने हारा जानने योग्य हूँ इसलिए मेरा नाम ज्ञेय है और 
क्योकि में इन दोनो शक्तियों के साथ-साथ अनन्त शक्तियों रूप हूँ 
इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है। इसप्रकार मुझ मे नामभेद है 
परन्तु वस्तुभेद नही है। में ज्ञान और ज्ञेय के वचनभेद से भेद- 
रूप होता हूँ, परन्तु यह भेद वस्तु-का स्वरूप नही है 


१ खण्डन्वय सहित अर्थ के-आधार पर यह सरलार्थ दिया जो रहा है । 


संमयस[रकलदंं २७१ ] | १९४ 
कलश टीका पर प्रवचन 


“भावार्थ इसप्रकार है कि - देखा ? कलश का शअर्थ 
करने से पहले ग्रर्थात्‌ उसमें क्या कहता है, यह स्पष्ट करने से 
पहले ही भावार्थ लिया है । देखो, ऐसा प्रारम्भ किया है कि - 


“ज्ञेय-ज्ञायक सबध के ऊपर बहुत शञ्राति चलती है।” 
भाई ! परज्ञेय तो व्यवहार से ज्ञेय है, वास्तव में निश्चय से तो 
अपनी ज्ञान की दशा मे जो छह द्वव्यों का ज्ञान होता है वही 
अपना ज्ञेय है, वही भ्रपना ज्ञान है और स्वय आत्मा ही ज्ञाता है। 

यह तो पहले कहा है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
(चारो ही) वह का वही है | अ्र्थात्‌ सब एक ही है। द्रव्य भी 
वही है, क्षेत्र भी वही है, काल भो वही है और भाव भी वही 
है, परल्तु द्रव्य भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, काल भिन्न है और भाव 
भिन्न है - ऐसा नही है । 


अहाहा ! अनन्त गुणो का वास्तु ( निवास स्थान ) जो वस्तु 
श्र्थात्‌ द्रव्य है वह द्रव्य ही अ्रसख्य प्रदेशी क्षेत्र है, वही त्रिकाल 
(काल) है और वही भाव है। जेसे - करी (कच्चे आम) मे 
स्पर्श-रस-गध-वर्ण करी से भिन्न नही है, परन्तु स्पर्श कहो तो 
भी वही है, रस कहो तो भी वही है, गध कहो तो भी वही है 
और वर्ण कहो तो भी वही है। वंसे ही ग्रनत गुणो के पिण्डस्वरूप 
शुद्ध चेतन्यस्वरूप प्रात्मा का जो द्रव्य है, वही भ्रसख्य प्रदेशी क्षेत्र 
है । और जो असख्यप्रदेशी क्षेत्र है, वही द्रव्य है। तथा जो 
ग्रसख्य प्रदेशी क्षेत्र है वही त्रिकाल (काल) है और जो त्रिकाल 
है वही भाव है। इसप्रकार द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव इन चारो का 
भेद निकालकर निश्चय से सब अभेद है - ऐसा वस्तु का 
वास्तविक स्वरूप कहा है। यह बात बहुत सूक्ष्म है, पर सत्य 
तो सूक्ष्म ही होता है न ? 


१९६ ] | श्रध्यात्म रत्नत्रय 


ग्रहाहा ! दृष्टि का विपय तो द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की 
एकतारूप चित्स्वभाव है, उसमे चार भेद नही है। जो द्रव्य है 
वही परम-पारिणामिक भाव है। जो क्षेत्र है वही परम-पारि- 
खणामिकभाव है, त्रिकाल वस्तु भी परम-पारिणामिक भाव है 
शभ्रौर जो अनतस्वभावभाव है वह भी परम-पारिणामिक भाव 
है, इसलिए वे चारो ही एक ही चीज हैं, वे शुद्ध चित्स्वरूप से 
भिन्न-भिन्न चोज नही है । ऐसी अभेद एक शुद्ध चेतन्यमात्र वस्तु 
ही सम्यग्दर्शन का विपय है। बाह्य निमित्त तो सम्यग्दर्शंन का 
विषय नही, व्यवहार का राग भी उसका विपय नही और अपने 
समय मे प्रगट हुई निर्मल निविकारी पर्याय भी सम्यग्दर्शन का 
विषय नही है । अ्रहो | सम्यग्दर्शन और इसका विपय ऐसी 
परम शअ्रद्भुत अलौकिक वस्तु है । 

यहाँ कहते है-परद्रव्य जेब और भगवान आत्मा 
ज्ञायक - ऐसा जेय-ज्ञायक सम्बन्ध मानता अश्राति है, अर्थात्‌ 
वास्तव में ऐसा ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध नहीं है। वास्तव मे तो 
ज्ञान अर्थात्‌ जानपनेरूप शक्ति, जेय श्र्थात्‌ जो जानने मे आता 
है वह, और ज्ञाता शअ्र्थात्‌ अनन्त गुणों के पिण्डरूप वस्तु, ये 
सब सब एक वस्तु हैं । 

“ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध के ऊपर बहुत अआन्ति चलती है, 
इसलिये कोई ऐसा समभेगा कि जीच वस्तु ज्ञायक, पुद्गल से 
लेकर भिन्‍नरूप छह द्रव्य ज्ञेय हैं । तो ऐसा तो नहीं है ।* 

देखो, यहाँ छह द्रव्य कहे उसमे श्रनन्‍्त केवली भगवन्‍न्त 
था गए, अनन्त सिद्ध भगवान आ गए, पचपरमेष्ठी भ्रा गए 
झ्औौर निगोद के भ्रनन्‍्त जीवो सहित सर्व ससारी जीव आ गए । 
श्रात्मा ज्ञायक है तथा अश्ररहतादि पच्परमेष्ठी और श्रन्य जीव 
इसके ज्ञेय है - ऐसा नही है । गजब बात है भाई ! ये तो ज्ञेय- 
ज्ञायक का व्यवहार सम्बन्ध छुड़ाकर भेदज्ञान कराने की बात 
है। समझ मे आया ? 


संमयसारकलश २७१ |] [ १६७ 


जाननस्वभावी भगवान श्रात्मा ज्ञायक है भ्रौर श्रनत 
केवली, सिद्ध और ससारी जीव इसके जेय है - ऐसा नही है । 
तथा जीव-वस्तु ज्ञायक है और एक परमाणु से लेकर श्रचेतन 
महास्कध पर्यन्‍्त सभी स्कन्‍्ध श्र कर्म आदि इसके ज्ञेप है - 
ऐसा भी नही है । जततत्त्व बहुत्त सुक्ष्म है भाई | धर्मात्मा को 
व्यवहार रत्नत्रय का राग होता है परन्तु आत्मा ज्ञायक है और 
व्यवहार रत्नत्रय का राग इसका ज्ञेय है- ऐसा नही है। 
समयसार की बारहवी गाथा में कहा है कि व्यवहार (राग) 
जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर वहाँ इसे जाना हुआ कहा, यह 
भी व्यवहार है, क्योकि वास्तव मे तो ज्ञान, पर्याय को जानता 
है और पर्याय ही अपना ज्ञेय है। राग को ज्ञेथ कहता तो 
व्यवहार है । 

देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा का राग, नवतत्त्व की भेदवाली 
श्रद्धा का राग और पचमहावत के आचरण का राग,जो कि छह 
द्रव्यों मे आ जाता है, वह अपना स्वभाव तो नही, पर वास्तव से 
ग्रपना ज्ञेग भी नही है, वह पर वस्तु है। यह शरीर ओर उसके 
रोग, वार्धक्य आदि जो अनेक अरवस्थाये होती है तथा स्त्री 
कुटुम्ब-परिवार, देव-शास्त्र-गुरु, धन-सम्पत्ति इत्यादि परद्वव्य 
भगवान ज्ञायक से तो नही, परल्तु ये परद्वव्य ज्ञेय है, प्रमेय है 
और भगवान आत्मा ज्ञाता है, प्रमाता है-ऐसा भो नही है। 
भाई | यह तो (उपयोग को) सब तरफ से सकोच करने की 
बात है । यह कठिन काम है भाई | क्योकि अनन्तकाल से यह 
काम किया नही, परन्तु इसके बिना भव का अत नही आयेगा। 

अ्रहाहा | जोववस्तु जञायक है और पुदूगल आ्रादि छह 
द्रव्य इसके जय है - ऐसा वस्तुस्वरूप तही, क्योकि छह द्रव्य 
जिस ज्ञान मे प्रतिभासित होते है वह ज्ञान पर्याय उन्त-उन ज्ञेयों 
के कारण नहीं हुई है, परन्तु वह स्व-पर को प्रकाशती हुई स्वय 


(ध्प ] [ अध्यात्म रल्नंत्रय 


अपने सामथ्य से प्रगट हुई है। इसलिये अपनी ज्ञान की पर्याय 
ही अ्रपना ज्ञय है । 

श्रब कहते है - “जैसे भ्रब. कहा जाता है वंसा है - 
“अहम्‌ श्रय यः ज्ञानमात्र: भाव श्रत्मि” मै जो कोई चेतना 
सर्वस्व ऐसा वस्तुस्वरूप हूँ ''सः ज्ञेयः” वह मै ज्ञेय रूप हूँ ।” 

अहाहा ! देखा क्या कहा ? 'मैं जानने-देखनेरूप चेतना 
जिप्तका सर्वेस्व है, ऐसा वस्तुस्वरूप हूँ और में स्वय शेयरूप हूँ 
परतु मुझे छह द्रव्यो का शेयपना है अर्थात्‌ छह द्रव्य मेरे ज्ञेय 
है - ऐसा नही है अ्रपितु मेरी ज्ञान पर्याय ही मुभमें जय रूप है । 
अ्रहा | इन अन्तिम कलशो मे बहुत सूक्ष्म गम्भीर बाते की हैं। यहाँ 
कहा जा रहा है कि केवलो भगवान लोकालोक को जानते है - 
ऐसा नही है । 

प्रश्न - क्या भगवान लोकालोक को नही जानते ? 
ग्रात्मा ज्ञायक है तो छह द्रव्य इसके ज्ञेय हैं या नही ? छह द्रव्य 
केवलज्ञान के ज्ञेगय है या-नही ” निश्चय से नही, परन्तु व्यवहार 
सेतो है। 

उत्तर -अरे भाई | “व्यवहार से है इसका-ग्रर्थ क्या ? 
यही कि- ऐसा नहीं है। श्रपने मे - अपनी ज्ञान पर्याय में 
लोकालोक का ज्ञान अपने कारण से, होता है, वह ज्ञान-पर्याय 
अपना ज्ञेय है, परन्तु लोकालोक ज्ञेय नही है। बहुत सूक्ष्म बात 
है | यह तो धेयंवालो का काम है बापू ' यह कहो जल्दबाजी से 
प्राप्त होनेवाली वस्तु, नही' है । 

“सः ज्ञयः न एवं” सै जो कोई चेतनासवंस्व -ऐसा 
वस्तुस्व॒रूप हूँ, वह मै ज्ञेयरूप हूँ, परन्तु ऐसा ज्ञेयरूप नहीं; कसा 
ज्ेयरूप नही ?“जझंय ज्ञातमात्र अपने जीव से भिन्‍न छह द्रव्यो 
के समूह के जानपनेसान्र । भावार्थ इसश्रकार है कि - में ज्ञायक 
श्रौर समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञंय - ऐसा तो नहीं है । 


ममंयसास्यालश ४७१ ] [ १६६ 


देसो, यह क्या फहा ? कि मैं चेतन्यमात्र भगवान ज्ञायक 
से भिन्न छू दव्यों के जानपनेमात्र नही हेँ,में तो अपनी ज्ञान की 
पर्याय को जेय बनाकर जाननेबाला हूँ । व्यवहार-दया, दान, 
बन आदि का राग जेब और गात्मा ज्ञायक- जब ऐसा भी 
नही है तो व्यवहार करते-करते निश्चय होता है - ये बात कहाँ 
रही प्रभु ! 

प्रश्न - परन्तु आपने ऐसा ग्रर्थ केसे निकाला ? 

उत्तर - बापू | तू घघे मे जमा-नामे का हिसाव ऊंसे 
सिकालता है ? तुझे, इसकी रूखि है न ? अर्थात्‌ वहाँ फटाक- 
फद्यक कह देता है कि इसके पास इतना ओर उसके पास इतना 
वायी हैं। इसमें होशियार हो गया है। दूसरे गाँव मे उघारी 
पयूल करने जाये और पचास हजार या लाख रुपया ले आये 
ता हपे करता है और मानता है कि में इनना पैसा ले आया । 
परन्तु बापू | थे पेसा तेरा कहाँ है ? और क्या तू इसे ला सकता 
है? लाना तो दूर रहा, पैसा प्राना मेरा नेग है और में ज्ञायक 
“ऐसा भी नहीं है। प्रहाहा !' जाननेवाली पर्याय मेरी है 

मलिये में ही जेय हूँ, में ही ज्ञान हूँ और में ही ज्ञायक हूं 

पायक शस मृझ में पर का जेयपना है हो नहीं । 


5, [ श्रध्यात्म रत्नचय 


कारण नही हुआ परन्तु मेरी ज्ञान की पर्याय स्वय स्वत तिज 
सामर्थ्य से ही उसरूप - जाननेरूप परिणमित हुई है। उसे पर 
से - शास्त्र से क्या सबध है ? उसे पर के साथ तो ज्ञेय-ज्ञायक 
सबंध भी नहीं । (तो फिर ज्ञास्त्र से ज्ञान हुआ यह बात तो 
कही दूर ही रही ) 

प्रश्न - परन्तु पर-द्रव्य के साथ श्रात्मा का ज्ञेय-ज्ञायक 
सबध है - ऐसा कहा गया है न ? 

उत्तर - यह सग्बन्ध तो व्यवहार से कहा है । निश्चय 
से तो छहो द्रव्यो का ज्ञान मेरी पर्याय में मेरे से हुआ है, छह 
द्रव्यो की मौजूदगी के कारण से मेरा ज्ञान नही हआ है, पर 
मेरी पर्याय की ताकत से यह ज्ञान हुआ है । भाई !' ये तो 
भगवान की वाणी में से निकला हुआ श्रमृत है। अ्रहो । 
दिगम्बर सन्‍्तो ने जगत के समक्ष ऐसी सूक्ष्म बात कहकर 
परमामृत पिलाया है । ऐसी बात अन्यत्र कही नहीं है । 

भ्रहा ! छह द्रव्यों का जो ज्ञान हुआ है, वह ज्ञान मेरा 
ज्ञेग है, छह द्रव्य मेरे ज्ञेय नही । छह द्वव्यो के जानने मात्र रूप 
में नही । 
प्रश्न - ज्ञान की पर्याय तो पर ज्ञेय के कारण हुई है, 
श्र्थात्‌ जेय है इसलिए ज्ञान हुआ्ना है न ? 

समाधान - ऐसा नही है, यह ॒ज्ञान तो अपनी पर्याय 
की सामर्थ्य से ही हुआ है और इसलिए अ्रपवी पर्याय ही श्रपना 
ज्ञेव है। बारहवी गाथा मे व्यवहार जाना हुआ्ना प्रयोजयवान 
कहा है, पर इसका भ्रर्थ ऐसा है कि उस-उस प्रकार को ज्ञान 
की पर्याय स्वयं अपने से होती है । व्यवहार का जो राम है, 
उस जेंसा हो उत्तका ज्ञान अपनी पर्याय मे अपने से ही उत्पन्न 
होता है । ज्ञान का ऐपा ही कोई स्व-पर प्रकाशक स्वभाव हें; 
इसे किसी पर-पदार्थ की अपेक्षा नही है । इसलिए अपनी पर्याय 


समयसारकलश २७१ | [ २०१ 


ही अपना ज्ञेय है, परत्तु व्यवहार का राग ज्ेय नही है । यह 
तो धैयेवान पुरुष का काम है बापू | भगवान की वाणी को 
समभने के लिए भी धीरज चाहिए । जल्दबाजी से कही श्रास 
तही पकते। 

श्रपनी पर्याय में छह द्रव्य जानने में तो आते है, परन्तु 
वे छह द्रव्य है, इसलिए ज्ञान हुआ है - ऐसा नही है। अपने 
ज्ञान की पर्याय ही स्वत. ऐसी प्रगठ हुई है और वह पर्याय 
ही अपना ज्ञेग॒ है । देखो कलश मे हैं कि ' अपने जीव से भिन्न 
छह द्रव्यों के समह का जाननेमात्र” में नही। श्रर्थात्‌ मेरी 
पर्याय का जाननेमात्र ही में हूँ, क्योकि सर्वेस्व मेरे में ही है। 


इसके भावार्थ में कहा है - “भावार्थ इसप्रकार है कि 
सै ज्ञायक भश्ौर समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञय - ऐसा तो नहीं ।* 
प्रहाहा |! भगवान पचपरमेष्ठी मेरे तो नही पर मेरे ज्ञेय भी 
तही, क्योकि यहाँ (अपनी पर्याय में) पचपरमेष्ठी सबधी जो 
ज्ञान हुआ है वह उनसे नही हुआ, परन्तु पर्याय की तत्कालीन 
योग्यता से - सामथ्यें से हुआ है। इसलिये अपनी पर्याय ही 
श्रपना वास्तविक ज्ञेय है। इसप्रकार बाहर मे से दृष्टि भ्रन्दर 
सकुचित कर ली है। फिर शभपने में से ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञाता के तीन 
भेद भी निकाल देगे। यहाँ तो पहले पर-पदार्थ ज्ञेगय है और मैं 
ज्ञायक हूँ - ऐसी भ्रान्ति दूर की है। फिर ज्ञाता ही ज्ञाता है,' 
है, ज्ञाता ही ज्ञान है श्रौर ज्ञाता ही ज्ञेय है -ऐसा कहेगे। 
अहो | सन्‍्तों ने मारग एकदम खोल दिया है । वाह सन्‍्तों वाह ! 

में ज्ञायक हूँ श्ौर समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय है - ऐसा 
नही है । धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, काल 
और परमाणु से लेकर महास्कन्ध,तथा कर्म आदि मेरे ज्ञेय है श्रौर 
में ज्ञायक हूँ - ऐसा नही है। अ्रह्म ! कर्म मेरे हैं, मुभमें है ऐसा. 
तो नही, परन्तु कर्म मेरा ज्ञेय है और मे ज्ञायक हूँ ऐसा भी 


१०६: ०) [| अध्यात्म रत्नत्रय 


नही है। अज्ञानी पुकार करते है कि कर्म से ऐसा होता है श्र 
कर्म से वेंसा होता है, पर भ्ररे ! सुन तो नाथ | कर्म तो तुभे 
छता भी नही है । वास्तव मे तेरे ज्ञान की सामथ्ये ही ऐसी है 
कि उसमे पर की श्रपेक्षा ही नही है । 


“छह द्रव्य मेरे ज्ञय- ऐसा तो नहीं, तो कसा है? 
ऐसा है - “ज्ञानज्ञ यज्ञात्‌ महस्तुमात्र: ज्ञ यः' ज्ञान श्र्थात्‌ जानन- 
पने शक्ति, ज्ञय श्रर्थात्‌ जानने-योग्य शक्ति, ज्ञाता श्रर्थात्‌ श्रनेक 
शक्तिरूप विराजमान वसध्तुमान्न - ऐसे तीन भेद मेरा स्वरूप 
मात्र हैं ऐसा ज्ञ यरूप हूँ। 

क्या कहते हैं ? कि जानपने की शक्तिरूप में, जानने- 
योग्य शक्तिरूप भी मे और अनन्त शक्तिरूप वस्तु श्रर्थात्‌ ज्ञाता 
भी में हूँ । श्रह्महा | अ्रनतग्रुणनिधान प्रभु श्रात्मा मे एक जान- 
पनेरूप शक्ति है, और एक ज्ञेयश्यक्ति - प्रमेयशक्ति भी है, इसके 
द्रव्य-गुण-पर्याय मे ज्ञान के समान ज्ञेयशक्ति का - प्रमेयशक्ति 
का व्यापकपना है । इसलिये जो प्रमेय - ज्ञ य पर्याय है वह भी 
में, ज्ञान भी में और श्रनन्त शक्ति का धाम ज्ञाता भी में हूँ । 


श्रहो | बहुत सरस बात है भाई ! तुझे पर के सामने 
कही देखना ही नही है । भगवान सर्वज्ञदेव के सामने भी तुझे 
नही देखना, क्योकि समवशरण में विराजमान भगवान सर्वेज्ञदेव 
तेरे ज्ञेयः हैं और तू ज्ञायक है - ऐसा नही है। भगवान सम्बन्धी 
या उनकी वाणी सम्बन्धी-तुझे जो ज्ञान पर्याय में हु्ना हैं; उसे 
ज्ञेय को ही (ज्ञानदशा को) तू जानता है । इसलिए ज्ञेय भी 
तू स्वय, ज्ञान भी तु स्वय और श्रतन्‍्त ग्रुणधाम ज्ञात भीतू 
स्वय ही है। अरे | तू बाहर में भटक रहा है, तुझे कहाँ जाना 
है प्रभु ? आता है न- 

“भटके द्वार-ह्वार लोकन के, कूकर अ्ाश घरी ।* 


समयसारकलश ७२१ ] [| २०३ 


दश बजे भोजन का समय हो, दाल-भात-शाक की गध 
ग्राती है, तब वहाँ कुत्ता श्राकर खड़ा रहता है, अ्रभी कुछ 
मिलेगा ऐसी ग्राशा धरकर बिचारा घर-घर भर्टंकता है। 
इसप्रकार मेरी ज्ञान की पर्याय किसी पर में से - निमित्त में 
से आएगी ऐसा शअ्रभिप्राय करके यह श्रज्ञानी पामर बनकर 
जहाँ-तहाँ भटकता है । पर भाई पर-पदार्थ मे से तेरा ज्ञान 
आए, यह बात तो दूर रहो, पर-पदार्थ तेरा ज्ञेयः बने - ऐसा 
भी नही है, क्योकि ज्ञय-ज्ञान और ज्ञाता तू ही है। इसलिए 
पर की आश छोड दे । श्रानन्दघनजी ने कहा है - 


“अाशा औरन की क्‍या कीजे, ज्ञान-सुधा-रस पोज ।” 


अहा | परकी आशा छोड़कर, पर का लक्ष्य छोड़कर 
अन्तर के लक्ष्य से ज्ञानरूपी सुधारस पी न प्रभु ! 


अज्ञानी कहता है - मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मेरा 
मन्दिर है, परन्तु भाई | ये तो सब प्रत्यक्ष भिन्न वस्तुएँ तेरी 
कहाँ से हो ? ये सब तेरे हैं, तेरा भला करनेवाले है, ये बात 
तो दूर रहो,ये तेरे ज्ञेंय हो इनसे तेरा ऐसा भी सम्बन्ध नही है, 
क्योंकि ज्ञेय भी तू स्वय है,ज्ञान भो तू स्वय है और ज्ञाता भी स्वयं 
ही है । कहते है - ज्ञेय भी मे, ज्ञान भी में और ज्ञाता भी में - 
ऐसी चेतना सर्वेस्व वस्तु में हूँ। यह मारग बहुत सूक्ष्म श्रौर 
गम्भीर है भाई! यह समझ में नही आता, इसलिए लोग 
क्रियाकाण्ड मे फेस जाते है, परन्तु ये सब मिथ्याभाव है । 
भाई | इससे भिथ्यात्व ही पुष्ठ होगा घर्म नही | अरे ! लोग 
कुगुरुओ के द्वारा लूट रहे है । 
दे अरे भाई | तू अपने हित के लिए सत्य का निर्णय कर । 
जहां भ्ररूपणा ही बिलकुल विपरीत हो वहाँ मिथ्यात्व है - 
ऐसी ख़बर पड़ ही जाती है। दया, दान, ब्रत, भक्ति आदि के 


१9४ -,॥ [ अध्यात्म रत्नत्रय 


परिणाम परज्ञ यरूप से तेरे ज्ञान में ज्ञात होते हैं, कोई उसे धर्म 
का कारण माने-मनावे,इससे धर्म होगा ऐंसी प्ररूपणा करे - यह 
सब स्थूल मिथ्यात्व है। यह तुभे कठिन लगेगा, पर कहा था 
न कि व्यवहार का निषेध करते हैं वह तेरा निषेध करने के 
लिये नही करते, क्योकि तु ऐसा (व्यवहाररूप) है ही नही, तो 
फिर तेरा निषेध कहाँ हुझ्ना प्रभु ? तू ज्ञय-ज्ञान-ज्ञातास्वरूप 
श्रात्मा है न भगवान ! तो इसमे तेरा श्रनादर कहाँ श्राया ? 
उल्टा इसमे तो तेरा स्व का झ्रादर आया है | 

अहा ! अपनी पर्याय मे जो व्यवहार का (शुभभाव का ) 
ज्ञान है, वह ज्ञेय है श्रौर भ्रात्मा ज्ञान है - ऐसा भी जहाँ नही 
है, वहाँ व्यवहार से लाभ होता है - यह बात कहाँ रही ? 
भगवान |! तू स्वरूप से ऐसा है ही नही । राग होवे यह श्रलग 
बात है, पर इससे तुझे लाभ होगा - ऐसा वस्तुस्वरूप ही 
नही है । 

छहो द्रव्य भ्रनादि से हैं, प्रत्येक द्रव्य सत्रूप है, असत्रूप 

नही ।' ब्रह्म सत्य,जगत्‌ मिथ्या' - ऐसा नहीं है । अपतती शुद्ध एक 
ज्ञायकवस्तु की अपेक्षा से तो छहो द्रव्य अनादि से सत्‌-विद्यमान 
हैं । एक-एक द्रव्य अ्रनन्‍्त गुणों से भरा हुआ स्वयं सिद्ध सत्‌ 
है। परन्तु यह मेरा ज्ञेय है, यह बात कहना मुझे खटकती है, 
क्योकि वह मेरा वास्तविक ज्ञेय नहीं है । जहाँ ऐसा है, वहाँ 
यह पदार्थ मेरा है और मुझे हिंतकारी है, यह बात कहाँ रही ! 
भाई | ये मेरे हित की बात है । किसी से पूछना नही पडेंगा, 
अपने को समझ में आरा जाए - ऐसी बात है । 

यहाँ कहते हैं - एक जानपनेरूप शक्ति, दूसरी जानने 
योग्य शक्ति और तीसरी अनेक शक्ति से विराजमान वस्तु - ऐसे 
तीन भेद मेरा स्वरूप मात्र है। मतलब कि ये तीनों स्वरूप में 
ही हूँ, ज्ञेय भी में, ज्ञान भी मे और ज्ञाता भी में हूँ । ये तीनो , 


समयसंा रक॑लश २१७१ ]ै [ २०४ 


स्वरूप में ही हूँ। पर-जेय में हूँ - ऐसा नही है । देव-गुरु-शास्त्र 
औ्रौर देव-गुरु-शास्त्र के प्रति श्रद्धा-विनय-भक्ति का जो विकल्प 
उठता है, वह में हूँ -ऐसा नही है, क्योंकि ये सब पर-ज्ञेय है। 
प्रभ ! भ्रपनी अन्तर की चीज तो देख ! कया चीज है !! 
वीतराग-बवीतराग-वीतराग''। तू मात्र वीतरागविज्ञान स्वरूप है । 
प्रश्व - परन्तु देव-गुरु-शास्त्र तो शरणदाता कहे हैं ? 
उत्तर - हाँ कहे हैं, व्यवहार से कहे है, फर निश्चय से 
ये सर्वे बाह्य निमित्त तेरे ज्ञेय भी नहीं हैं। अ्रहा ! श्रनन्त 
तोर्थद्धूर, अनन्त केवली, अनन्त सिद्ध अनन्त आचाये-उपाध्याय- 
साधु तुझे लाभदायक है - ऐसा भी नहीं है। धवल में पाठ 
ग्राता है न - 
रणासो लोए सब्व न्रिफकालवर्ती श्ररिहंतारां, 
णमो लोए सव्ब॒त्रिकालवर्ती सिद्धाणं, 
रणामों लोए सब्ब त्रिकालवर्ती श्राइरियाणं, 
णमो लोए सब्च त्रिकालवर्ती उवज्भायाणं 
खमो लोए सव्व त्रिकालवर्तों साहू । 
श्रहय | पहले जो हो गए और भविष्य में जो होंगे, वे 
अ्ररिहतादि भी श्रभी वन्दन मे भरा गए। यद्यपि व्यक्तिगतरूप 
से नही आए, पर समूह में सब आ गए। यहाँ कहते है कि 
त्रिकालवर्ती पचपरमेष्ठी ज्ञय है और तू ज्ञायक है - ऐसा नही 
है। तो कंसा है ? कि तत्सम्बन्धी तुझे जो ज्ञान हुप्ना है, वह 
ज्ञानपर्याय ही तुके ज्ञेय हुई है, प्रमेय नामक ग्रुण तेरे मे है, 
इसलिए तेरा ज्ञान उसे प्रमाण करके उस प्रमेश्न को (तेरी ज्ञान 
पर्याय को ) जानता है । परन्तु पर-द्रव्यरूप प्रमेथ को तू जानता 
है -+ यह बात सत्यार्थ नही है । 
अरे | इसे यह समभने की फ्रसत कहाँ है ? एक तो 
धन्धे के कारण फुरसत नहीं मिलती और बाकी का समय 


२०६ ] [ अध्यात्म रत्न॑त्र॑य॑ 


पचेन्द्रियों के भोगो मे चला जाता है । कदाचित्‌ फ्रसत मिलती 
है तो क्रियाकाण्ड मे अ्रटक जाता है। अरे | पर से अपनी 
मानप्रतिष्ठा बढे इसकी दरकार मे इसके लिए सम्पूर्ण वस्तु गायब 
ही गई है। पर भाई ! तुझे यह अवसर मिला है, यदि फुरसत 
निकालकर यह बात न समभा तो तू कौवे-कुत्तो आदि के भव मे 
तियेंज्च योनि में कही खो जाएगा। 

अहाहा ! ज्ञ य-ज्ञान-ज्ञाता ऐसे तीन भेद मेरा स्वरूप 
मात्र है। भ्र्थात्‌ तीनो रूप एक ही वस्तु में हैँ | पर-ज्ञय के 
साथ तेरा कुछ सम्बन्ध नही है। भाई | तुझे ऐसा निर्णय करना 
पडेगा । यह श्राखिरी कलश है न | इसलिए यहाँ एकदम अभेद 
की बात कही है । भाई | यह तो सम्पूर्ण शास्त्र का सार प्र्थात्‌ 
निचोड है । 

भाई | ये जो अनन्त ज्ञेय हैं, उन्हे जानने की शक्ति तेरी 
है या ज्ञेगय की है ? जानने की शक्ति तेरी है, तोइस में पर-ज्ञेय 
कहाँ आया ? अपनी ज्ञान की शक्ति में पर-ज्ञेय का ज्ञान अपने 
ही कारण से अपना ज्ञेय होकर आया है। श्रहा |! अपना ज्ञान 
ही अपना ज्ञेय होकर अपने को जानता है तथा अनन्त शक्ति 
का पिण्ड-ज्ञाता भी वह स्वय ही है। इसप्रकार तीनो मिलक्र 
वस्तु तो एक ही है | देखो, भाषा ऐसी ली है न कि ' ज्ञान- 
जेयज्ञातृमद्वस्तुमात्र / श्रर्थात्‌ तीन भेदस्वरूप वस्तुमात्र में हूँ, 
उसमे ही मेरा सर्वस्व है । ऐसा वस्तुस्वरूप है और यह भगवान 
की वाणी मे आया है । 

यहाँ का विरोध करने के लिए कितने ही पण्डित कहते 
है कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्त्ता न माने वह 
दिगम्बर जेन नहीं है। पर भगवान | इसमे तो तेरा स्वय का 
ही विरोध होता है । भाई | तुे खबर नही, पर इसमे तेरा 
बडा नुकशान है। ऐसे (तत्त्वविरोध के) परिणाम का फल 


समेंयसारंकलण २७१ ] [_ २०७ 


बहुत बुरा है भाई ! तूने भ्रनन्तकाल से जो घोर दु.ख सहे वह 
ऐसे ही परिणाम का फल है। तू दु खी हो रहा है, क्या यह 
अच्छा है ”? इसलिए तत्त्वदृष्टि कर। 

श्रज्ञानी कहते है कि जो परद्रव्य का कर्त्ता न माने, 
वह दिगम्बर जेन नही । जबकि यहाँ दिगम्बर आचाये कहते है 
कि जो अपने को परका जाननेवाला भी माने वह दिगम्बर जेंन 
नही । बहुत फेर है भाई ! परन्तु मार्ग तो ऐसा है प्रभु ! तू 
स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, तेरी शक्ति में ग्रन्य की जरूरत 
नही, परन्तु तुझे स्वय को जानने मे तेरी शक्ति की जरूरत है 
झौर वह तो तुभमे है ही, अब इसमे विषय और कषाय का रस 
कहाँ रहा ? विषय-कषाय का भाव तो परज्ञेय है, तु्े इससे 
कुछ सम्बन्ध नही । वह तेरे में तो नही, तेरा ज्ञेय भी नही । 

यहाँ कहते हैं कि में “ऐसा ज्ञेयस्वरूप हूँ” कसा ज्ञेय- 
स्वरूप हूँ कि ज्ञानशक्तिरूप भी में हूँ, ज्ञेय शक्तिरूप भी मे हूं 
और अनन्त ग्रुणो की ज्ञाताशक्तिरूप भी में हूँ - ऐसा में ज्ञेयरूप 
हूँ, परन्तु परज्ञ यरूप में नही हूँ । अरहो ! गजब बात है ! केवली 
परमात्मा और उनके आझाढ्तिया दिगम्बर सन्‍्तो के सिवा ऐसी 
बात कौन करे ? जगत को ठीक पड़े या न पड़े, वस्तुस्थिति 
तो यही है । 

देखो, राजमलजी इसके भावार्थ में क्‍या कहते है ? 
“भावार्थ इसप्रकार है कि--मैं अपने स्वरूप को वेच्य-्वेदकरूप से 
जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान, यतः मै आप द्वारा जानते 
योग्य हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय, यतः ऐसी दो शक्तियों से 
लेकर अ्रनन्त शक्तिरूप हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसा 
नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है ।”' 

क्या कहा ? वेद्य अर्थात्‌ जाननेलायक और बेदक अर्थात 
जाननेवाला में ही हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। अहाहा ! 


कक | [ प्रैध्यात्म रत्नंत्रेय 


स्वज्ञेय को में जानता हूँ, इसलिए मे ज्ञान हूँ । तथा मैं अपने 
स्वय के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, इसलिए मैं ज्ञेय हूँ। 
ऐसी बात है भाई | ज्ञास्त्र मे तो मेरा ज्ञान नही है, परन्तु 
शास्त्र मेरा ज्ञय है, ऐसा भी नही है । 

प्रश्न - तो शास्त्र बाचना चाहिए या नही ? 

उत्तर - स्व के लक्ष्य से शास्त्र बाचना, शास्त्र भ्रभ्यास 
करना - यह वात आञ्ाती है, परन्तु उस समय जो ज्ञान हुप्रा, 
वह शास्त्र का ज्ञान है- ऐसा नही है। ज्ञान तो ज्ञान का है, 
शास्त्र का नही, और ज्ञेय भी ज्ञान स्वय ही है। ऐसी सूक्ष्म 
बात है । 

प्रश्न - पहले ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान नही था, 
परन्तु श्रब ऐसी वाणी सुनने पर यह ज्ञान हुआ न ? 

उत्तर - न, ऐसा नही है | वह ज्ञान की पर्याय ही तेरा 
ज्ञेय है, और उसमे से ही तेरा ज्ञान आया है, परन्तु पर-ज्ैेय में 
से- वाणी में से ज्ञान नही आया । यह बात सुक्ष्म है, परच्तु 
जन्म-मरण के अन्त कामार्ग तो यही है प्रभु ! तुके किसके 
सामने देखना है । यह देव मेरा, गुरु मेरा ओर शास्त्र मेरा - 
ऐसा तो वस्तुस्वरूप मे नहीं है, पर ये मेरे ज्ञेय है - ऐसा भी 
वस्त स्वरूप में नही है। किसी को यह बात समझना कठिन 
लगे, इसलिए वह, यह तो निश्चय है, निश्चय है - ऐसे हँसी 
करके उडा दे, परन्तु भाई | निश्चय श्रर्थात्‌ सत्य, परम सत्य | 
समभ में आया ? 

मैं अपने द्वारा ज्ञात होने योग्य हूँ, परन्तु परके द्वारा 
जानने योग्य नही हूँ । मेरा द्वव्य-गुरा-प्याय मेरे हारा जानने 
लायक है, इसलिए मे ही मेरा ज्ञेय हूँ, पर-पदार्थ मरा जा नहीं 
है। ज्ञान भी में, शेय भी में और ज्ञाता भी में ही हूं । यह 
परमार्थ सत्य है भाई | कहा त कि नाम भेद है, वस्तु भेद 


समयसारकल्श २७१ ] [ २०है 


नही ।” श्रपता ज्ञेय कोई जुदी चीज है, ज्ञान जुदी चीज है 
और ज्ञाता जुदी चीज है - ऐसा नही है, परन्तु जो ज्ञेय है, वही 
ज्ञान है, और वही ज्ञाता है। तीनो ही वस्तुपने एक ही है। 
यह तो भाई! वस्तु की स्वतन्त्रता की परिपूर्णता की 
पराकाष्ठा है । 


देखो, कोई किसी की निन्‍दा करे तो वह नाराज होता 
है, और प्रशसा करे तो राजी होता है, परन्तु निन्‍दा तो शब्द- 
रूप जड का परिणाम है ग्रौर प्रशसा भी जड छाब्द की पर्याय 
है । भाई ! ये निन्‍्दा-प्रशसा तो तेरी चीज नही है। जब ऐसा 
वस्तुस्वरूप है, तो फिर यह मेरा निदक है, और यह मेरा 
प्रशसक है - यह बात कहाँ रही ? यह मेरी निन्‍दा करता है 
और यह प्रशसा करता है, वास्तव मे ऐसा है ही नही । 

ग्रब॒ कहते है - ''कंसा हूं ज्ञानज्ञेगयकल्लोलवल्गन”' -- 
जीव ज्ञायक है, जीव ज्ञेयरूप है, ऐसा जो वचन भेद उससे 
भेद को प्राप्त होता हूं। भावार्थ इसप्रकार है कि -- वचन का 
भेद है, वस्तु का भेद नहीं ॥* 


देखो, क्या कहा ? स्वय ज्ञेय, स्वय ज्ञान और ज्ञाता - 
ऐसे तीन भेद वचनभेद से है, परवस्तु तो स्वय जेंसी है वेसी है, 
श्र्थात ज्ञेय भी में, ज्ञान भी में और ज्ञाता भी में, ऐसे तीनो 
मिलकर एक ही वस्तु में हूँ, परन्तु वस्तु नही । श्रह्म ! स्ववस्त 
में परवस्तु तो नही, स्ववस्तु में तीन भेद भी नही है। ऐसा 
मार्ग, इसने अनन्तकाल में सुना भी नही है । 

अहो | समयसार में श्राई हुई, यह बात लोकोत्तर - 
अलौकिक है । देखो, यहाँ तीन बाते हैं - 


१. परद्रव्य मेरा है और में पर का हूँ-ऐसा तो 
नही है । 


कप [ श्रध्यात्म रत्नंत्रेय 


२ परद्रव्य मेरे ज्ेय है और में ज्ञायक हें - ऐसे 
की है यक हूँ - ऐसे भी 

३. मुभमे ज्ञेय, ज्ञान भर ज्ञाता- ऐसे वस्तभेद भी 
नही है । नर 

में श्ेय हूँ, में ज्ञान हूँ- यदि ऐसा जो भेद उपजे तो 
राग - विकल्‍प उत्पन्न होता है, परन्त वस्त और वस्त की दृष्टि 
में ऐसा भेद नही है, सब अ्रभेद एक है। 

अहाहा ! प्र-पदार्थ मेरे ज्ञेय है श्रौर मे ज्ञायक हूँ, ये तो 
वस्तु मे है ही नहो, परन्तु वास्तव में जो तीन भेद है, वे भी 
नामभेद है । दृष्टि के विषम मे. ये तीन भेद हैं ही नहीं । जेंसी 
यह वस्तुस्थिति है, वेसी श्रज्ञानी के ख्याल मे नहीं शआ्राती 
इसलिए उसकी धारणा से श्ञास्त्र मो श्रलग बात आती है, तो 
उसमें उसे विरोध भासित होता है। किसी को इससे विरोध 
हो तो हो, परन्तु यह तेरा ही विरोध है, दूसरे का विरोध 
दूसरा कौत करे ? दूसरी चीज मे तेरा विरोध कहाँ जाता है 
कि तू दूसरे का विरोध करे ? 

यहाँ कहते है - जीव ही जेयरूप है, जीव ही ज्ञायक है 
आर जीव ही ज्ञाता है, ऐसे वचनभेद से भेद को पाता हूं, 
श्र्थात ये तो कल्‍लोल भ्र्थात्‌ वचन का भेद है, परन्तु वस्तु मे 
भेद नही है| में ही ज्ञेय, में ही ज्ञान और में ही.ज्ञाता - ऐसे 


वचनभेद से कथनमात्र भेद है, वस्तु तो श्रभेद ही है | इसप्रकार 
इस कलश मे ज्ञान-ज्ञाता-शेय का अ्रभेद स्वरूप बताया है । 


ज्ञान श्रोर ज्ञेघ का स्वरूप 
(समयसारकलण २७१ से सम्बन्धित छन्द ) 
(स्वेया इकतीसा ) 


कोऊ ग्यानवान कहे ग्यात तो हमारो रूप, 
ज्ञेय घट दर्व सो हमारो रूप नाहीं है। 
एक ने प्रवांन ऐसे दूजोी शअ्रब कहूं जसे, 
सरस्वती श्रकक्‍्वर'ः श्ररथ एक ठाही है॥ 
तेसे ग्याता सेरी नाम ग्यान चेतना विराम, 
शेयरूप सकति श्रनन्त सुझ पाँही है। 
ग्रा कारन वचनके भेद भेद कहे कोऊ, 
ग्याता ग्यान ज्ञेयककी विलास सत्ता मांही है ॥४५॥ 


श्र्थ - कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है और 
जेय षट द्रव्य मेरा स्वरूप नही है। इसपर श्री गुरु सम्बोधन 
करते है कि एक नय अर्थात्‌ व्यवहार नय-से तुम्हारा कहना 
सत्य है, और दूसरा निश्चयनय में कहता हूं वह इस प्रकार है 
कि जैसे विद्या श्रक्षर और अ्र्थ एक ही स्थानपर है, भिन्न नही 
है । उसी प्रकार ज्ञाता ग्रात्मा का नाम है, और ज्ञान" चेतना 
का प्रकार है तथा वह ज्ञान नेयरूप परिणमन करता है सो 
ज्ेयरूप परिणमन करने की अनन्त शक्ति श्रात्मा मे ही है, 
इसलिये वचन के भेद से भले ही भेद कहो, परन्तु निश्चय से 
ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेब का विलास एक आत्मसत्ता में ही है ॥४५॥। 


१. चेतना दो प्रदार ऐ है-नज्ञानचेनना शौर दर्शनचेनना 


२१३ । | अध्यात्म रत्नत्रय 


(चौपाई ) 
स्वपर प्रकासक सकति हमारी । 
ताते वचन भेद भ्रम मारो ॥ 


जझेय दशा दुधिधा परगासी। 
निजरूप पररूपा भासी ॥४६। 


श्र्थ - आत्मा की 'ज्ञानशक्ति अपना स्वरूप जानती है 
और अपने सिवाय अन्य पदार्थों को भी जानती है, इससे ज्ञान 
और ज्ञेय का वचन-भेद मूर्खों को बडा श्रम उत्पन्न करता है। 
ज्ञैय अवस्था दो _ प्रकार की-है - एक तो स्वज्ञेय भोर दूसरी 
परशषेय ॥४६॥ न ५ 
(दोहा) 
निजरूपा श्रातम सकति, पररूपा पर वस्त। 
जिन लखि लीनोौ पेंच यह, तिन लखि लियो समस्त ॥४७॥ 
अर्थ - स्वज्ञेय आत्मा है और परज्ञेय आत्मा के सिवाय 
जगत्‌ के सब पदार्थ हैं, जिसने यह स्वशेय श्रौर परज्ञेय की 
उलभन समभ ली है-उसने सब कुछ ही जान लिया 


समभो ।॥॥४७)) _ 


- पण्डित बनारसीदास 
ताटदक समयसा र, साध्य-साध+क द्वार 


